उदान 


भिक्ु जगदीश काश्यप, एम० ए० 





म्रकाशक 


' महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस 


प्रकाशक 
भिज्तु एम० संघरत्न 
मंत्री, 
अह्ाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस 


मूल्य १॥) 


मुद्रक 
याशबतल्‍कयप' 
ममता प्रेस, कबीश्चौरा, धनारस 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्युद्धस्स 


भीकथन 


भावातिरेक से कभी कभी जो सन्‍तों के मुंह से प्रीति-वाक्य निकत्ता 
करता है, उसे “उदान! कहते हैं । इस अन्थ में भगवान्‌ बुद्ध के ऐसे ही 
उदान-वाक्यों का संग्रह है। भव-बन्धन से मुक्त अइंत्‌ सम्यक्‌ सम्दुद्ध के 
यह उदान बड़े ही हृदय-ग्राहो तथा ममस्पशों हैं । उदान वाक्यों के पहले 
उन कथार्रों तथा घटनाओं का उद्लेख आता है, जिस अवसर पर ये 
वाक्य कहे गये थे। इससे उदानों का अर्थ बड़ा स्पष्ट और सरल हो 
जाता है। इन उदानों में बौद्धददर्शन के सभी अंगों पर बड़ा सुन्दर प्रकाश 
डाज्षा गया है । 

'उदान? का त्रिपिटक में क्या स्थान है, यह निम्न साक्षिका से श्रगट 
हो जावेगा-- 


१, खुब-पिटक 
(१) दीघ-निकाय ३४ सूत्र 
(२) मज्किम-निकाय 3७२ ,, 
(३) संयुक्त निकाय ७५६ ,, 
(४) अंगुत्त निकाय ११ निपात 
(५) खुदक निकाय १५ ग्रंथ 


खुहक-निकाय के १५ पंथ ये हँ-- 


4. खुददक पाठ २. धम्मपद ३, उदान 
४. इतिवुत्तक ५. सुस्तनिपात 5. व्रिसान-वत्थु 


( ४ ) 


७, पेत-वस्थु ८. थेर-गाथा ६, थेरी-गाथा 

१०. जातक ११. निददेस १२, पटिसम्भिदा मंग्ग 

१३, अपदान १४, हुल्ूू वंस. १५० चरियापिटक 
२. विनय-पिटक 

(१) पाराजिक (२) पाचित्तिय 

(३) महावग्ग (४) चुढलवर्ग 

(०७) परिवार 
३. अभिधम-पिटक 

(१) घम्मसंगनी (२) विभंग 

(३) धातुकथा (७) पुरगलप ब्जति 

(७५) कथावस्थु (६) यम्क 

(७) पद्दान 


इस तरह 'उदान' श्रिपिटक के खुदक निकाय विभाग के पनद्वद्न प्रंथों 
में से एक है । 

उदान' के विषय, सूचम से सूचम दाशेनिक द्वोते हुए भी, इतने 
सरत्त और स्पष्ट हैं कि इसे समझने में साधारण से साधारण ' पाठक को 


चैसी कठिनाई न होगी। जहाँ तहाँ, मेंने अ्रघो-टिप्पणी देकर अर्थ को स्पष्ट 
कर देने का प्रयत्न किया है । 


आठवें वर्ग के आरम्भ में कुछ निर्वाण-विषयक उदान आते हैं। 
'निर्वाण” का कया स्वरूप है इसे बिना समझे इन उदानों को ठीक ठोक 
समभाना कठिन है। अतः “घमंदूत' वर्ष २, अंक ८ में प्रकाशित अपने 
* निर्वांण ” शीषक छ्ेख को यहाँ उद्छत कर देता हुँ, जिसमें इस कठिन 
विषय पर कुछ प्रकाश डाला गया है । 


निर्वाण 


कारखाने में कारोगर मशीन चालू करता है । मशीन के चलने से 
उसमें रगड़ पेदा होती है। रगढ़ से बिन्नल्ली पेंदा होती दे । वह बिज्जलो 
बह कर आतो दै और मेरे कमरे के पंखे को चलाती है। 

अब, यदि कारखाने में कारीगर न आ्रावे तो मशीन चालू न दो। 
यदि मशीन चालू न हो तो उसमें रगड़ भो पेंद/ न हो। यदि रगढ़ 
पेदा न हो तो बिजली भी पेदा न हो। यदि बिजली पेदा न हो तो पंखा 
भी न घूमे । 

ऊपर के उदाहरण से यह बात स्पष्ट है कि हेतु और परिणाम के 
सिलसिले में कोई भी घटना अपने पहले द्ोनेवाली घटना पर आश्ित 
है ओर अपने बाद होने वाली किसी दूसरी घटना का आश्रय है। तथा, 
इस सिलसिल्ले में यदि कहीं कोई एक कड़ी टूटती है तो उसके द्वेतु से 
होने वाक्नी घटनाओं का सारा चक्र बन्द हो जाता है । 

संसार के किसी ज्षेत्र में भी हेतु परिणाम का यह नियस समान रूप 
से सत्य द्वोता है। इसी को बौद्ध-दशंन में “प्रतीष्य-समुत्पाद' के नाम से 
पुकारा गया है। प्रतीव्य 5 इसके होने से; समुत्पाद 5 यह उत्पन्न 
होता छ्टे | 

भगवान्‌ बुद्ध ने दुःखमय संघार का स्रोत इसी प्रतीत्य-समुत्पाद से 
समझाया है । 

तथ्णा के होने से उपादान होता है । हम एक सुन्दर वस्तु को 
देख क/ उसकी ओर आक्ृष्ट हो जाते हैं । मन में होता है--में इसे पाऊँ, 
यह मेरी होवे । यही तृष्णा दे । ऐसा इच्छा पेदा होने से हम उसकी 
प्राप्ति के लिए तरह तरह के यत्न करने लग जाते हैं। यही है उपादान । 

जउपादान के होने से भव होता है । जीवन क्या है ! च्षण-क्षण 


[| ६ ] 


अनवरत रूप से एक चीज़ को पाने और दूसरी को हटाने में प्रत्येक 
प्राणी चेशवान है। ऐसे एक भी जीव की कढ्पना करना सम्भव नहीं 
है जो संसार में रह कर सवंथा चेष्टा-शून्य हो । अतः, सिद्ध होता है कि 
उपादान-चेष्टा के आधार पर हो हमारे जीवन की धारा बह रही है । इसी 
जीवन-घारा को “भत्र” कहते हैं । 

भव के होने से जन्म, बूढ़ा होना, मरना तथा नाना दुश्ख 
दौमेनस्थ ओर उपायास होते हैं। ,...- 

अब, यदि हम अपनी तृष्णा पर विजय पा लें तो उपादान नहीं 
होगा । यदि किसी वस्तु के लिए कोई इच्छा ही नहीं होगी तो भत्ना कोई 
प्रथत्न-- चेश कैसे हो सकती है ! ! उपादान के बन्द हो जाने से भव भी 
नहीं रहता । भव के न होने से जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना इत्यादि 
सभी रुक जाते हैं । सारा दुःख रुक जाता है। इसी को निर्वाण 
कहते हैं | 


पक असजक्षत प्रश्न 


कुछ लाग पूछा करते हैं, “किन्तु मनुष्य के परिनिर्वाण पा लेने पर 
उसका क्या होता है ?” 

यह एक असद्गभत प्रश्न है। मनुष्य की जीवन-घारा तब तक बह 
रही थी, जब तक तृष्णा के होने से उपादान हो रहे थे । अब तृष्णा के 
बन्द हो जाने से उपादान रुक गया; उपादान के रुक जाने से उसकी 
जीवनधारा भी रुक गई । हेतु के न होने से उस पर आश्रित परिणाम 
भी नहीं हो पाते । 

यह प्रश्न तो ऐसा ही है कि यदि कोई पूछे, “बटन दवा देने के 
बाद बिजली के हरकत पैदा करने का क्‍या हो जाता है ?” इसके उत्तर 
में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि “हेतु & प्रत्यय के न होने से 
परिणाम ८ उत्पाद भी नहीं होती । ” 


( ७ |] 


तो, क्‍या निर्वाण अपने को मिटा देना है ? 

यदि कोई भ्रश्न करते हें, “तो निर्वाण क्‍या आत्म-उच्छेद है १” 

यह प्रश्न एक “में” की आन्तिमुलक दृष्टि पर भ्रवत्नग्बित है। जो 
“अहंभाव--आस्म-भाव” की अविद्या से छूटा नहीं है वही अ्रम में पढ़ 
कर ऐसा प्रश्न कर सकता है | यथाथ में कोई एक “में? या “आत्मा 
तो है नहीं जिसका उच्छेद हो । निर्वाण उच्छेद नहीं, किन्तु तृष्णा का 
अशेष निरोघ कर देना है; जिसके विरुद्ध द्वो जाने से उपादान, भव तथा 
दुःख समुदाय का सारा चक्र बन्द हो जाता है । 


विषय-सूची 


ड्छ् 


पहला वर्ग 
योधि वर्ग 


3--अलुलोम प्रतीत्य-समुत्पात १ 
२--अतिलोम प्रतीत्य-समुत्पाद २ 


३--अ्रनुज्ञोम और प्रतित्रोम 
प्रतीत्य-समुत्पाद 
४--ब्राह्मण कौन है ? 
५--ब्राह्मण कोन है ? 
$--बाहाण कौन है ? 
'७--पिशाच का “अक्कुल 
बककुल” कह कर भग- 
वान्‌ को डराना 
र--संगाम जी बाह्यण हैं 
३-- स्नान और होम करने 
से शुद्धि नहीं होती 
१०--बाहिय दारुचीरिय को 
कथा 


बल 


्ै 


१७ 


११ 


पृष्ठ 
दूसरा बर्ग 
मुचलिन्द चर्ग 
१--सुचलिन्द सपराज की 
कथा १० 


२--धार्मिक कथा या उत्तम 
मोन-भाव १३६ 
३-- साँप मारने. वाले 
लड़कों. को भगवान्‌ 
का उपदेश १७ 
४--दूसरे मत के साधुओं का 
भिक्षश्नों को गालियाँ देना १८ 
७--एक मनुष्य दूसरे के प्रति 
बन्धन होता है १९ 
१--गर्भिणी खत्री के लिए परि- 
चाजक का तेल पी कर 
कष्ट उठाना २० 
७--प्रेम को छोड़ने से मुक्ति २१ 


( ह 9) 


श्छ् 

८--सुप्पपासा की कथा. २२ 

£--पराधीनता में दुःख २६ 
१०--भद्दिय ! कितना सुख 


है!! २७ 
तीसरा वर्ग 
नन्‍्द्‌ वर्ग 
१--वह भिक्षु किसी से कुछ 
नहीं कहता २६ 
२--आयुष्मान आनन्द का 
अइंत हो जाना २६ 


३--वग्गुमुदा नदी के तीर 
पर रहने वाले भिक्लुओं 
की कथा हे डे 

३--मोह का ज्ञषय कर भिक्षु 
स्थिर ओर शान्त दो 
जाता है 


७--मोद्गल्यायन की 
“क्रायगता-सति' की 
भावना श्प 
६ -- पिलिन्द-वच्छ का 
भिक्षुओं को 'चणडाल' 
कह कर पुकारना शेप 


७--महाकाश्यप को देवेन्द्र 


;४--सुन्दरी 


ए्छु 

का पिशड-दान करना ४० 
८-या तो धार्मिक कथा, 

या उत्तम मौन-भाव ४२ 
६-या तो धार्मिक कथा, 

या उत्तम मौन-भाव ४३ 
१०--अनासक्ति ही मुक्ति- 

मार्ग है ४७ 


चौथा वर्ग, 
मेधिय वर्ग ' 


१<-आयुष्मान्‌ू सेषिय की 
कथा द ४७ 

२--आलस्यद्दीन भिक्षु 
सभी दुर्गतियों से छूट 
जाता है ७३ 

३--ग्वाले को घर्मोपदेश . ५२ 


३७ (४)-सारिपुत्र के शिर पर 


यज्ष का प्रहार देना. ५४ 


७५--पालिलेय्यक के रघच्ित - 


वन में भगवान्‌ का 
एकान्तवास ५६३ 


६--बुद्धों का उपदेश... एम 


७---सुनि को शोक नहीं होते ७९ 
परिब्राजिका 


की हत्या 
$---आयुष्मानू उपसेन के 
बितक 
१०0०--भव-तंष्णा मिट जाने से 
म॒क्ति होती है 


पाँचबाँ वर्ग 
सोण स्थविर का वर्ग 


१--असे नजित्‌ और 
मह्लिका की 
बातचीत 
२- बोधिसत्व की माता ,. 
३---सुप्रबुद्ध कोढ़ी की कर्था 
४--भमछली मारने वाले 
लड़कों को भगवान्‌ का 
उपदेश 
५--भगवान्‌ का प्रातिमोक्ष- 
उपदेश कर ना 
क्‌. महासमुद्र के आठ 
गुण 
ख. बुद्ध धर्म में महा- 
सम्रुद्ध के आाद 
गुण 
कोटिकर्ण की 


देवी 


६-- सोण 
क्रथा 


( झऔे: 


श्छ 
जु& 


द्‌२ 


डे 


द्‌्ज 


६७ 


ऊफ 


७१ 


जद 


७४ 


३ 


७--श्रायुष्मान्‌ू. कांक्षारेवतत 
का आसन लगाना 
८--देवदत्त का आनन्द को 
संघ-भेद करने की 
सूचना देना 
8$--कक्‍्या कहते हैं, स्वयं 
नहीं ज्ञानते 
१०-० आयुष्मान्‌ चढलपनन्‍्थक 
का आसन लगाना 


छठा वर्ग 
जात्यन्ध वर्ग 


१--मार का भगवान से 
परिनिर्वाण पाने. के 
लिए प्राथना करना 

२--शील, शुद्धता इत्यादि 


का पता लगाना। 
कोशलराज का उप- 
देश 


३--जो पहले था सो तब 
नहीं था 

४--जात्यन्ध पुरुषों को 
हाथी दिखाए जाने की 
कथा 

७--भिन्‍न भिन्‍न मिथ्या 


छ्8 


१9 


प्प्१ 


प्प्रे 


प्पर 


म्ज 


मर्ज 


प्प् 


( 
पृष्ठ 
सिद्धान्त ९४ 
६--भूठे सिद्धान्त को लेकर 
झगड़ने वाले की 
मुक्ति नहीं 
७--आयुष्मान्‌ू सुभति का 
चार योगों के परे हो 
जाना $६ 
८४--गणिका के लिए रूगड़ा 8७ 
९ --जैसे पतक्क प्रदीप में 
डड़ उड़ कर भरा गिरते 
ड्ढ 
१०--सतभी तक खद्योत टिस - 
टिमाते हैं जब तक 
सूरज नहीं उगता 


&€७ 


श्ध्ल 


88 
डे श 
सावधबा वबग 
चूल वर्ग 
१० अआयुष्मान्‌ लकुण्टक 
भहिय का श्राश्नर्वों से 
मुक्त होना 
२ -दुःखों का अन्त यही है १०१ 
३--भ्रावस्ती के लोग 


कामासक्त रहते थे 
इ३--भ्रावस्ती के लोग 


चपृ०० 


१०२ 


ध्ेंः 


। 


कामासक्त रहते थे 
७ज-- लकुण्टक भद्दिय । एक 
ही अराबाला रथ 
६--तृष्णा-संस्कार से शुक्त 
हो गये भआयुष्मान्‌ 
ग्रज्ञासकोण्डन्ज 
७--महाकात्यायन 
'क्रायगता-सति' 
भावना 
८--थूण' ग्राम के ब्राह्मणों 
की दुष्टता 
६ -- राजा उदयन के अ्न्तः- 
पुर में अग्निकांड 


की 


आठवाँ वर्ग 
पाटलि आम वर्ग 


१--भगवानू का निर्वाण के 
विषय में डपदेश 
करना 

२--भगवान्‌ का निर्वाण के 
विषय में उपदेश 
करना 

३--भअगवान्‌ का निर्वाण के 
विषय में डपदेश 


जछ 


१०२९े 


१०दे 


१० 


१०५४ 


१०७६ 


१०५९ 


५ ४५ ) 


पृष्ठ 
करना ११० 
४--भगवान्‌ का निर्वाण 
के विषय में उपदेश 
करना १११ 
"--भगवान्‌ का चुन्द 
सोनार के यहाँ 


अन्तिम भोजन करना १११ 
६-- पाटलिपुन्र में भगवान, 

गृहपतियों को शील 

का उपदेश ११७ 


पृष्ठ 
७---आयुष्मान नागसमाल 


का चोरों से पिद 

जाना १२२ 
८--विशाखा के नाती 

मर जाने पर भगवान्‌ 

का उपदेश करना १२३ 
&--आयुष्मान्‌ दब्ब का 

परिनिर्वाण १२५४ 


१०--भायुष्मान्‌ दुब्ब को 


निर्वाण गति १२६ 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


उदानः 
पहला वर्गं 
बोधि बर्गं 


१--अनुलोम प्रतीत्य-स5वत्पाद 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगव्रान्‌ उस्चेला" में नेरब्जरा नदी के तट पर बोधि- 
वृत्त के नीचे अभो तुरत ही बुद्धत्व प्राप्त कर विद्दार कर रहे थे । उस 
समय, भगवान्‌ विमुक्ति-खुत्ल का श्रभुभव करते, सप्ताह भर, एक ही 
आसन लगाये बैठे रहे । तब, उस सप्ताह के बीतने पर भगवात्र ने उस 
समाधि से उठ कर, रात के पहले याम में ही प्रतीत्य-सम्ुस्पाद का सटे 
तौर पर ( अजुच्नोम ) मनन किया-इसकि होने से यह होता है, 
इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जात है -- 

जो “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, 


संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, 
विज्ञान के ग्रत्यय से नाम और रूप, 
नाम औौर रूप के प्रत्यय से छुः आयतन, 


3अककनककक- 3५५ 40%3५०५५3+०७-+५०-न०-+ ००-%-५५५:५०० +।+७५-भक्कानम्मवकक 


३ “बढ़ा भारी बालू का ढेर”--( भद्दकथा ) 


रे] डदान [ ३.२. 
छुः आयतन के प्रत्यय से स्पश, 
स्पश के प्रत्यय से चेदना, 
बेदना के प्रत्यय से तृष्णा, 
तृष्णा के प्रस्यय से उपादान, 
डउपादान छे प्रत्यथ से भव, 
भव के प्रत्यय से जाति, 


ज्ञाति के प्रत्यय से बूढ़ा होना, मर जाना, शोक करना, रोना पीटना, 
दुःख उठाना, बेचेनी, और परेशानी होती दे । इस तरह सारा हुःख- 
समुदाय उठ खड़ा होता है” । इसे ज्ञान कर, उस समय भगवान्‌ के 
सुंह से उदान& के ये शब्द निकल पड़े-- 

“जब क्षीणाश्रद तपस्वी योगी को धर्म) प्रगट हो जाते हैं तब 
डसकी सारी कांक्षाएं मिट जाती हैं, क्योंकि वह हेतु के साथ घ्म को 
जान लेता है” ॥१॥ 


कक 
१०११४५ है हा 
पा + 


हर 
५३ 


के 


२--प्रतिलोम प्रतीत्य-समुत्पाद 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ उरुवेला में नेरक्रा नदी के तट पर बोचियृक्त के 
नीचे अभी तुरत ही बुद्धत्व प्राप्त कर विहार कर रहे थे। डस समय, 
भगवान विम्ुक्ति-सुख का अनुभव करते सप्चाह भर एक ही आसन लगाये 
बैठे रहे । तब, उस सप्ताह के बीतने पर भगवान्‌ ने उस समाधि से उठकर 


९ उदान « प्रीति-वाक्य । 
३ घर्म-ज्ञान ८ सत्य-ज्ञान--“बोधि-पक्तीय घमम, या चतुः सत्य-चर्म? 
( अद्ठकथा ) 


१.३. ] बोधि वर्ग [ ४६ 


रात के बिचले याम में प्रतीत्य-समुत्पाद का उढ्टे तौर पर (--प्रतिल्ोम) 
मनन किया-इसके नहीं होने से यह नहीं होता है, इसके रुक ज्ञाने 
से यह रुक जाता है-जो, “अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं, 


संस्कार के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है, 

विज्ञान के रुक जाने से नाम और रूप रुक जाते हैं 
नास श्रौर रूप के रुक जाने से छुः आयतन रुक जाते हैं, 
छुः आयतन के रुक जाने से स्पश रुक जाता है, 

स्पश के रुक जाने से वेदना रुक जाती है, 

वेदना के रुक जाने से तृष्णा रुक जाती दे, 

तृष्णा के रुष्न जाने से डपादान रुक जाता है, 

उपादान के रुक़ जाने से भत्र रुक जाता हे, 

' भव के रुक जाने से जाति रुक जाती है, ' 


जाति के रुक जाने से बूढ़ा होना, मर जाना, शोक करना, रोना 
पीटना, दुःख डठाना, बेचेनी ओर परेशानी रुक जाती है । इस तरह सारा 
दुःख-समुदाय रुक जाता है ।” इसे जान कर, उस समय भरावान्‌ के 
मुंह से उदान के ये शब्द निकल पड़े --- 
“जब क्षीणाश्रव तपस्वी थोगी को धर्म प्रगट हो जाते हैं तब, 
उश्चकी सारी कांक्षाएं मिट जाती हैं, क्योंकि उसने प्रत्ययों के क्षय 
को जान लिया” ॥२॥ 


४ ५, 
टॉस १००५ 
ह 
के 
के 


३--अनुलोर ओर प्रतिलोम प्रतीत्य-समुत्याद 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ उस्चरेला में निरक्षरा नदी के तट पर बोंधिदृक्ष के 
नीचे अभी तुरत ही बुद्धत्व प्राप्त कर विहार कर रहे थे | उस समय, भग- 


४ ] उदान [ १८४. 


वान्‌ विमुक्ति-सुख का अनुभव करते सप्ताह भर एक ही आप्तन लगाये 
बैठे रहे । तब, उस सप्ताह के बीतने पर भगवान्‌ ने उस समाधि से उठ 
कर, रात के पिछले याम में प्रतीत्य-समुत्पाद का सब्टे और उल्टे ( अज्ञु- 
लोम भौर प्रतिलषोम ) मनन किया--इसके होने से यह होता है, 
इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता है ; इसके नहीं होने 
से यह नहीं होता है, इसके रुक जाने से यह रुक जाता है-- 
जो, श्रविद्या के प्रत्यय से संस्कार ० सारा दुःख-समुदाय उठ खड़ा होता 
है; इसी अविदय्या के बिलकुल रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं ० सारा 
दुःख-समुदाय रुक जाता है। इसे जान कर, उस समय भगवान्‌ के मुह 
से उदान के ये शब्द्‌ निकल पड़े-- 

*जब ज्ञोणाश्रव तबस्वी योगी को धर्म प्रगठ द्वो जाते हैं तब वह 
मार" की सेना को छिन्‍न मिन्‍न कर देता दे आकाश में चमकते हुए 
सूरज के ऐसा  ॥३१॥। 


हक 


५५ 


९, 
५/ पा 
कर 


2 
ऐ&' 
++ 


के 
भा 


की 
बडे “मा 


१ ते “. 22] 
की बी 


८2 22 ४--जाह्मण कौन है 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्र्‌ उरुवेल्ा में नेरक्षरा नदी के तट पर अजपाल'' 


१ सार >> पाप । 

२ अ्जपाल निग्रोध--(१) उसकी छाया में बकरचरवे (अजपात्न) 
झा कर बेठा करते थे, इसी से उसका (ब्रत्ञका) नाम “अजपाल-निओघ!' 
पढ़ गया । (२) दूसरे लोगों का कहना है कि-वचेदढों के पाठ करने में 
असमर्थ कुछ बूढ़े ब्राह्मण वहाँ चारों ओर हाता घेर कर और भझोपड़े लगा 
कर वास करते थे । इसी से इसका नाम “अजपाल निग्नोघ! पड़ा । इसका 
अर्थ यों है--जो जप नहीं करते हैं वे “अ्रजप” कहदेलाये; अर्थात्‌ मन्‍्त्रों के 


१,४. ] बोधि वर्ग [जज 


बरगद की छाया में श्रभी तुरत ही बुद्धत्व प्राप्त कर विहार कर रहे थे ॥ 
उस समय, भगवान्‌ विसुक्ति-सुख का अनुभव करते सप्ताह भर एक ही 
शासन लगाए बेटे रहे । उस सप्ताह के बीतने पर भगवान्‌ समाधि से उठे । 
तब, हुहुड्ड जाति का कोई बाह्ण, जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ आया; आकर 
भगवान्‌ का अभिनन्‍दन किया; अभिननन्‍दन करना समाप्त कर एक और 
खड़ा हो गया ; एक ओर खड़ा होकर वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--- 


“हे गौतम ! किन बातों के होने से कोईं ब्राह्मण होता है १ ब्राह्मण 
बनने के लिए किसो में कौन से धम होने चाहिए ” 

इस बात को जान कर, उस समय भगवान्‌ के मुद्द से उदान के ये 
शब्द निकल पड़े: 

“जिसने पाप-धर्मों को बाहर कर दिया है, वही ब्राह्मण है ; जो 
कुँ-हुँ” नहीं करता, ( रागादि ) कस्राव से रहित, और संयमशाल्र है, जो 
निर्वाण पद जानता है, सफल अह्यचये वाला है, वही धर्म पूर्वक 
पाठ न करनेवाले । वे 'अजप' जहाँ वास करते हैं (८ अग्लेन्ति) वह हुआ 
“अजपाल' । (३) दूसरे लोगों का कहना है--दुपहरिए में अपने नीचे 
आए हुए बकरियों (अ्जों) को अपनी छाया से पात्नन करता है, बचाव 
करता है, इसलिए उसका नाप्त 'अजपाल' पड़ा ।” ( अट्ठकथा ) 

4 हुहुह्ु--“....वह अभिमान श्रीर क्रोध के मारे दूसरी जाति के 
लोगों को देख कर उनसे घृणा कर के “हैँ-हूँ” कहा करता था । इसीसे 
उसका नाम 'हुँहुइ पड़ा । वह जाति का बाह्ण था ।” ( झट्ठकथा ) 

२ वेदन्तगू-- जो चारो मार्ग को ( स्नोतापत्ति, सकृदागामी, श्रना- 
गामी, अ्रहंत्‌ ) जान कर संस्कारों के बिल्कुल अन्त निर्वाण पद को जान 
लेता है ( अट्रुकथा ) 


६ | उदान [० जे; 


अपने को ब्राह्मण कह सकता है, जिसे संसार में कहीं भी उस्सद" 


को) 


नहीं ४ ।। 


कक, धक 
| $ै॥ #५+ भी 
रो हो 


४--बाह्यण कौन है ? 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिरिडिक के जेतवन आराम 
में विहार कर रहे थे । डस समय आयुध्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान 
महामोदगल्यायन, आयुष्मान महाकाश्यप, आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
श्रयुष्मान्‌ महाकोट्टित,, आयुष्मान्‌ महाकप्पिन, आयुष्मान्‌ महाजुन्द, 
आायुष्म।न्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ रेवत, भायुष्मान्‌ देवदत्त और आयुष्मान्‌ 
आनन्द सभी, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 


भगवान्‌ ने उन आयुष्मानों को दूरही से आते देखा ; देखकर 
भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिक्ठुओ ! ये ब्राह्मण आ रहे हैं; मिक्लुओ- 
ये ब्राह्मण आ रहे हैं। 


( भगवान्‌ के ) ऐसा कहने पर किसी ब्राह्मण जाति के भिक्ष ने 
भगवानू से पूछा, “भन्ते ! किन बातों के होने से कोई आहाण होता है ?' 
ब्राह्यण बनने के लिए किसी में कौन से धर्म होने चाहिए ।”” 


इसे जान कर, उस समय भगवान्‌ के सुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े--- 


१ किसी विषय के साथ जिसको, राग का उस्सद, ह्वष का उस्सद, 
मोह का उस्सद, सान का डस्सद, या श्रात्म-दष्टि का उस्सद नहीं होता 
हो--जो बिल्कुल प्रहीण हो गया हो ( अद्ढुकथा ) 


१.६, | बोधि वर्ग [ ७ 


“पाप-धर्मों को बाहर कर 
जो सदा स्मृतिमान रहते हैं । 
सभी बन्धनों' के कट जाने से जो बुद्ध हो गए हैं 
संसार में वही ब्राह्मण कहे जाते हैं? ॥॥४॥। 
६--ब्राह्मण कोन है ? 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजग्ृह के वेल्ुवन कलन्दक निवाप' में 
विहार कर रहे थे । उस समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप पिप्फलि गुद्दा 
में विह्वार कर रहे थे ; वे वहाँ किसी कड़े रोग से बहुत बीमार पड़े थे । 
तब, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप कुछ दिनों के बाद उस्र बीमारी से उठे । 
चीमारों से उठकर श्रायुष्मान महाकाश्यप के मन में यद्द बात आई--- 
श्रव में राजग्रह में भिन्नाटन के लिए जाऊँ। उस समय, आयुष्मान्‌ 
महाकाश्यप को पिण्डपान्न देने के लिए पाँच सो देवता उत्सुक हो कर 
आए । आधयुष्मान्‌ महाकाश्यप उन पाँच सो देवताओं को छोड़कर, 
सुत्रह में, पहन, पात्र-चीवर ले राजग्रह के दरिद्र, कृपण, और नीच 
जाति के जुल्ाहों की गल्ली में भित्ताटन के लिए चले गये । 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महाकाश्यप को राजगह के दरित्र, कृपण, 
ओर नीच जाति के जुल्लाहों की गली में भिक्षाटन करते देखा । इसे देख, 


3 दश प्रकार के बन्धन (5 संयोजन)--देखो 'मिल्निन्द अश्न' की 
बोधिनी, परिशिष्ट, पू० १२, १६ 
“गिलहरियों (-कल्लन्दकों)को यहाँ अभय (#& निवाप॑) दे 
दिया गया था, इसीलिये इस (विहार) का नाम कलन्दक निवाप पढ़ां 
था (अटठकथा) 
३ अठुकथा में ““पावाय” (पावाग्राम मैं) ऐसा पाठ है । 


८] उदान [ १.७६ 


उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल पड़े-- 

“दूसरों को पोसने पालने की चिन्ता में न पड़े हुए अभि ज्ञात, दान्त, 
विमुक्ति पर प्रतिष्ठित, क्षीणाश्रव और द्वेष से रद्धित हो गये (मनुष्य) को 
ही में सच्चा ब्राह्मण मानता हूँ”? ॥६॥। 


५९ 


बी 


७--पिशाच का “अक्कत् बक्कल” कहकर भगवान्‌ को डराना 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ पाटल्ति) (ग्राम) में अजकल्नापक नामक यक्ष के 
स्थान भ्रजकलापक चेत्य" पर विद्दार कर रहे थे। उस समय भगवान 
रात की काली अधियारी में खुल्ले मंदान में बेठे थे। रह रह कर कुछ 
रिमशिस पानी बरस रहा था । 

तब, अजकलापक यक्ष भगवान्‌ को डरा, घबड़ा श्रौर रोंगटे खड़ा 
कर देने की इच्छा से, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । पास में पहुँच कर 
तीन बार अक्कुलो-पक्कुलो ः अक्कुलो-पक्कुलो”' चिढला उठा-- 
जिससे भगवान्‌ डर जाय--देख श्रमण, यह पिशाच आया ! ! 


इसे देखकर, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े--- 


“जब ब्राह्मण अपने-धर्मों को पार कर क्ेता है, तब पिशाच शौर 
'अक्कुल-पक्कुल' के परे हो जाता है” ॥७॥ 


७/ 
१ भर (0 ६8 
पक, पक 
भर कक 


चर 
१३३६० 
५५ 


| 
+ 9१% 


१ अट्ठकथा में “पावाय” (पावाग्माम में)--ऐसा पाठ है । 

२ उस चैत्य पर अकरियों (अज) की खूब बलि चढ़ती थी, जिससे 
यह यक्ष शान्त रहता था। इसी से उस चेत्य का नाम 'अजकलापक' पड़ा। 

३ अक्कुलो-पक्कुलो--“यह अनुकरण-शब्द है।” (अट्ठकथा) 

४ यदा सकेसु धग्मेसु--“(१) जब आत्म दृष्टि के आधार-भूत अपने 


प्र बोधि वर्ग [५ 


८--सह्ञाम जी ब्राह्मण है 
ऐसा मेंने सुना दे । 

एक समय भगवान्‌ आवस्ती में अनाथपिण्िडिक के जेतवन भाराम 
में विद्ार कर रहे थे । 

उस समय, आयुष्मान्‌ सज्ञम जी भगवान्‌ के दर्शन के लिए 
शआवस्ती गये थे । आयुष्मान्‌ सज्ञाम जी की पहली स्री ने सुना--झाय॑ 
सक्लम जी श्रावस्ती आये हुए हैं। वह अपने बच्चे को लेकर भेतवन 
गई । उस समय, आयुधब्मान्‌ सद्ञाम जी किसी वृक्ष के नीचे दिन के 
विहार के लिए बैठे थे । तब वह... ...जहाँ आयुष्मान सड़गम जी थे 
वहाँ गई, और उनसे बोली, “हे श्रमण ! इस बच्चे वाल्ली मेरा भ्राप 
पोषण करे । 

उसके ऐसा कहने पर शआ्युष्मान्‌ सज्ञम जी चुप रहे । 

दूसरी बार भी वह बोली, “हे भ्रमण ! इस बच्चे वाली मेरा आप 
पोषण करें ।” 

दूसरी बार भी भ्रायष्मान्‌ सज्यम जी चुप रहे । 

तीसरी बार भी वह० 

तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ सज्ञाम जी चप रहे । 

तब, वह उस बच्चे को आयणष्मान्‌ सद्भमम जी के सामने छोड़कर 
चली गई--यह आपका जअन्‍्सा बच्चा है, इसे पोसे । 

आयष्मान्‌ सक्ञाम जी ने न तो बच्चे की ओर आँख उठाकर देखा 
ओर न कुछ कहा । 

तब, वह स्त्री कुछ दूर जा, धूमकर देखने लगी, तो सद्भाम जी को 


पाँच स्क्नधों (रूप, वेदन।, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) को प्रज्ञा से यथाथंतः 
जानकर उनके परे हो जाता है। (२) अथवा, मुमुक्षजन के अपने शील, 
समाधि इत्यादि जो धम हैं, उन्हें...पूरा.. कर ।...? ( अट्ठकथा ) 





१०.] उदान [ १.६. 


$ 


उसी तरह न तो बच्चे की ओर आँख उठाकर देखते और न कुछ कहते 
पाई | इसे देखकर उसके सनसें यह बात आई--इस भ्रमण को अपने पुत्र 
से अब कोई नाता नहीं है। सो वह लौटकर अपने पुत्र को उठाकर चली गईं। 
भगवान्‌ ले अपने दिव्य विशुद्ध अलौकिक चत्न से आयुष्मान्‌ सज्ञाम 
जी की खी की इस दशा को देखा । इसे देख, उप्त समय भगवान्‌ के 
मुंह से उदान के ये शब्द निकल पड़े-- 
“उसके आने पर न खुस होता है, 
ओऔर न जाने पर नाराज । 
आसक्तियों से बिलकुल छटे 
सह्वाम जी को में ब्राह्मण कहता हूं” ॥झा। 


५७ चीन + अल 
#५ ५१ 3११५९ 
+९५ 


का कि 
हट 0 202 


हाफ ए २ 
६--स्नान और होम करने से शुद्धि नहीं होती 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ गया में गयाशोष (परत) पर विहार कर रहे थे । 
उस समय, कुछ जटाबारी साधु, हेमनत ऋतु की आठ दिनों वाली 
अत्यन्त ठएडी रातों में, पाला पड़ने के समय गया (घाट) में डुबकियाँ ले 
रहे थे, पानी डाल-डालकर नहा रहे थे, और आग में होम कर रहे थे--- 
कि इससे शुद्ध हो जाऊंगा । 
इसे देख, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकत्ञ 
पड़े-- “स्नान तो सभी लोग करते हैं, 
किन्तु, पानी से कोई श॒द्ध नहीं द्वोता । 
जिसमें सत्य है और धर्म है, 
वही शुद्ध है, वही बआह्मण है” ॥९॥ 


०५ «कक क् डा 
कली 39 है कं 


कक 


0) 
कक 
ऐ#रँ 


चर 
कि 


१.१०. ] बोधि वर्ग [ * 
१०--बाहिय दारुचीरिय की कथा 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिणिडक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । ह 
उस समय, वाहियो नामक बल्कल-घारी (साथ) सुप्पारक तीथ 
पर वास करता था । लोग उसका सत्कार ८ आ्रादर ८ सम्मान करते थे । 
पूजित ओर प्रतिष्ठित हो, उसे चीवर पिण्डपात, शयनाखन और दवा 
बीरो वरात्र भाप्त होते रहते थे । तब, बाहिय० के मन में ऐसा वित्तक 
उठा--संसार में जो अहंत्‌ था अहंत-सार्ग पर भारूढ़ हैं, उनमें में भो 
पक हू | 
तब, वा।हहिय० के गृहस्थ-काल के कुल-देवता--ज्ञो उसके बडे कृपालु 
और हितंषी थे--अपने चित्त से उसके चित्त के वितर्क को जानकर वहाँ 
धरे झोौर उसके पास जाकर बोले, “वाहिय ! तुम अहंत नहीं हो, और 
तू-माग पर आरूढ़ ; अहत्‌ या शअ्रहंत-मार्ग पर आरूढ़ होने की 
राह को भी तुम नहीं पकड़ पाए हो । 
अच्छा, तो देवताओं और मनुष्यों के साथ, इस लोक में कौन ऐसे 
हैं, जो अहत्‌ या अहत्‌-माग पर आरूढ़ हो चके हैं ? 
वाहिय ! जम्बूद्वीप के उत्तर में श्रावस्ती नाम का एक नगर 
है। वहाँ इस समय अ्रहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान विहार कर रहे हैं। 
बाहिय | वही भगवान्‌ स्वय॑ अहंत्‌ हो दूसरों को अहत-पद पाने का 
धर्मोपदेश करते हैं । 
... वाहिय देवता से इस प्रकार उत्तेजित किये जाने पर उसी समय _ 
सुप्पारक से बल पड़ा । बीच में केवल एक रात कहीं टिककर भ्रावस्ती 
में अनाथपिरिडक के जेतवन आराम में जहाँ भगवान्‌ विहार करते थे 
वहाँ पहुँचा । उस समय बहुत से भिक्ष॒ खुल्ली जगह में चंक्रमण कर रहे 


१२ ] डदान [ १.१०. 


थें। तब, बाहिय० जहाँ वे भिक्ष थे, वहाँ गया और उनसे पूछा, 
“भन्‍्ते ! इस समय अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद भगवान्‌ कहाँ विहार कर रहे 
हैं? में उनका दर्शन करना चाहता हुँ।” 

है बाहिय ! भगवान्‌ इस समय पिण्डपात के लिए गाँव में यैठे हैं। 

तब, बाहिय घबड़ाया हुआ जेतवन से निकलकर श्रावस्ती की 
ओर चला गया । वहाँ भगवान को भिक्षाटन करते--सुन्दर, दशनीय 
शान्त इन्द्रियों वाला, शान्त चित्त वाला, उत्तम शमथ और दमथ ' को 
प्राप, दानत, संयमी, परस निर्मेल--देखा । देखकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गया ; जाकर भगवान्‌ के चरणों पर साथा टेककर बोला, “भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ मुझे घर्मोपदेश करें । सुगत मुझे धर्मोपदेश करें । जो मुझे चिर- 
काल तक हित और खुख के लिए हो ।” 

उसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ बोले, “बाहिय ! यह उचित समय 
नहीं है ; अभी में सिक्षाटन के लिए निकला हूँ ।” 

दूसरी बार भी बाहिय ० बोला, “भन्‍्ते ! भगवान्‌ की या मेरी ही 
जिन्दगी का कौन ठिकाना । भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश करें ० जो चिर 
काल तक मेरे हित ओर सुख के लिये हो ।” 

दूसरी बार भी भगवान्‌ बोले, “बाहिय ! यह उचित समय नहीं है० ।” 

तीसरी बार भो बाहिय० बोला, “भन्‍्ते ! भगवान्‌ की या सेरी ही 
जिन्दगी का कौन ठिकाना । भगवान्‌ सुझे घधर्मोपदेश करें ० जो चिर 
काल तक मेरे हित भौर सुख के लिये हो ।”? 

अच्छा, तो बाहिय ! तुम्हें पुसा सीखना चाहिए--देखने में केवल 
देखना ही चाहिये, सुनने में केवल सुनना दी चाहिए, सूंघने चखने या 


अशरलन्मपा-मी- पाक" 3० --+-पनाकी कक +3+-4 डा -ीब "नाना जे 


३ “्ोकोत्तर प्रज्ञा-विमुक्ति और चेतो-विमक्ति वाले उत्तम शमथ 
ओर दुमथ को जो प्राप्त कर चके हैं ।” (अट्वुकथा) 
२ आँख से रूपों को देखकर उनके प्रति राग-हंष या सोह नहीं 


१,१०. ] श्रोधि वर्ग [१३ 


स्पश ' करने में केवल सूँघना, चखना और स्पश करना ही चाहिए, जानने 
में केवल जानना ही चाद्विए। बाहिय ! तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिए | 
बाहिय ! यदि तुम देखने में केवल देखने वाला .. .... जानने में केवल 
जाननेवाला होकर रहोगे तो उनमें नहीं लगोगे (आसक्त होगे) बाहिय ! 
यदि तुम उनमें नहीं लगोगे तो न यहाँ और न परल्नोक में पड़ोगे । यही 
दुखों का श्रन्‍्त कर देना (-- निर्वाण) है । 
.. भगवान्‌ के इस संक्षेप में कहे गये धर्मोपदेश को सुनकर ही बादहिप्र० 
का चित्त उपादान ( “सांसारिक आसक्ति ) से रहित तथा आश्रवों से 
मुक्त हो गया। भगवान्‌ भी उसे इस तरद्द सक्षेप में उपदेश देकर 
चले गये । 

भगवान्‌ के चल्ले जाने के बाद ही नये साँढ़ ने बाहिय० को उठाकर 
ऐसा पटका कि वह मर ही गया। 

तब भगवान्‌ भ्रावस्ती में मित्ाटन कर भोजन कर लेने के बाद 
कुछ भिक्लुओं के साथ नगर के बाहर आये। बहाँ बाहिय० को मरा 
पड़ा देखकर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रण किया, “भिक्ुओ ! रन्‍्थी 
बनाकर बाहिय के शरीर को ले जाओ्रो, इसे श्रग्नि-दाह कर हसके भरस्मों 
के ऊपर एक स्तूप उठवा दो। भिक्षुओं ! तुम्हारा एक सत्रह्म चार. 
(गुरुभाई) मर गया है ।” 

“बहुत अ्रच्छा' कह, उन भिक्चुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दे० उसके 
भस्मीं पर एक स्तूप' उठवा दिया। उसके बाद, वे भिक्तू जहाँ भगवान्‌ थे: 


लझजे ला 


करना--केवल देखना ही भर । ऐसे ही, सुनने झ्रादि में भी समझ लेना 
चाहिए । (अद्दकथा) 

१ मुतं--इस एक शब्द से सघना, चखना भौर स्पश करना तीनों: 
समझ लिया जाता है । 


१४ | उदान [ १.१० 


बहाँ गये और प्रणाम कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठ उन भिक्षओं 
ने भगवान को कहा, “भन्ते ! बाहिय० के शरीर का अग्नि-दाह कर 
दिया; उसके भस्सों पर स्तूप भी उठ्वा दिया। भन्‍्ते ! उसकी क्‍या 
गति होगी ?! 

भिक्ुओओ | बाहिय० पणिडत था; निर्वाण के मार्ग पर आझूढ हो 
गया था; मेरे बताये धसमोंपदेश को उसने ठीकठोक ग्रहण कर ज्िया था। 
मिक्षुओ ! बाहिय० परिनिर्वाण पा चका | इसे जान, उस ससय भग- 
चान के मुँह से उदान के ये शब्द निकल पड़े-+ 

| “जहाँ! जल्न, प्रथ्वी, अग्नि या वायु नहीं दद्वरती, वहाँ न तो 

शक्र और न आदित्य प्रकाश करते हैं। वहाँ चाँद भी नहीं उगता दे 

न तो वहाँ अन्धकार होता दे । जब क्षीणाश्रत्र भमित्त अपने आप जान 

लेता है, तव रूप अरूप तथा सुख दुःख से छूट जाता है” ॥£०॥ 


१ जिस निवाण में । 


दूसरा व 
मुचलिन्द वर्ग 


१--प्रुचलिन्श सपराज की कथा 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान उख्चेला में नेरअ्वरा नदी के तीर पर सुच- 
लिन्द बच्त के नीचे अभी तुरत ही बुद्धत्व प्राप्त कर विहार कर रहे थे। 
उस समय, भगवान्‌ सप्ताह भर एक ही आसन पर विमुक्ति-सुख का 
अनुभव करते बेठे थे । उस समय, बिना मौसिम का एक भारी मेघ उठा; 
सपाह भर श्राकाश बादलों से घिरा रहा; 2ंडी हवा चल्नती रही ; बढ़ा 
हुर्दिन हो गया ! 
तब, मुचलिन्द सपेराज अपने स्थान से निकल, भगवान्‌ के शरीर 
को सात बार लपेट, ऊपर अपना फन फेलाकर खड़ा हो गया--भगवान्‌ 
को सर्दी, गर्भोा, हड्डा, मच्छुर, घूप, हवा, सॉप, बिच्छू लगने न पावे । 
सप्ताह के बीतने पर भगवान्‌ उस समाधि से उठे। तब, सुचलिन्द 
सर्पेराज आकाश को खज्ना और बादल को फटा जान, भगवान्‌ के शरीर 
से अपनी लपेट को खोल, अपने रूप को छोड़ एक ब्राह्मण-विद्यार्थी का 
'रूप घारण कर, श्रश्षत्नि से भगवान्‌ को प्रणाम करते हुए सामने खड़ा 
हो गया । 
इसे देख, उस समय भगवान्‌ के मुद्द से उदान के ये शब्द 
निक्त्ल पड़े :--- 
“जो संतुष्ट और बुद्ध-धर्म का ज्ञानी है, उसी को यथाथ में 
सुख और विवेक है । 
,.. सभो प्राणियों के पति संगम और मिन्रभाव का होना यथा- 
थतः इस संसार में सुख है। 


१६ ] उदान [ २.२. 


संसार से अनासक्त होना और अपने कार्मों को जीत लेना, 
आत्मभाव का जो नाश कर देना है, वही सुख और परम 
सुख है” ॥ १॥। 


की की #. 


की 
| ९ 
श्र 


कं, 
१६५० 
न 


२--धार्मिक कथा या उत्तम मौन-भाव 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे | 

उस समय, पिण्डपात से लौट, भोजन कर चुकने के बाद उपस्थान- 
शाला में) इकट॒डे होकर बेंठे कुछ" भिक्लुओ्रों के बीच ऐसी बात चली--- 
मगधराज सेनिय बिम्बिसार और कोशलराज प्रसेनजित, इन दो 
राजाओं में कोन अधिक धनी, सम्पत्ति-शाल्नी, बड़ा कोष वाला, बढ़ा 
राज्य वाला, अधिक वाहनों वाला, अधिक बल्ली, अधिक शप्रतापी या 
अधिक तेजस्वी है ? अ्रभी भिक्षुश्रों के बीच यह बात चल्न ही रही थी । 

तब, भगवान्‌ साँक को ध्यान से उठ, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ 
गये; जाकर विछे आलन पर बेठ गये और बोले, “'भिक्षुओ ! किस बात से 
यहाँ इकटटे हो कर बेठे हो, तुम लोगों में क्या बात चल रही थी (” 

भन्ते ! यद्दी, पिए्डपात से लौट, भोजन कर चकने के बाद ० कोन 
अधिक धनी ० है-- इसी की बात चल रही थी। यह बात समाप्त भी 
नहीं होने पायी थी कि भगवानू पधारे । 





१ “घमं-सभा-मण्डप में” (अद्दकथा) 

२ सम्बहुलाः---'“विनय के अनुसार तीन लोगों को 'सम्बहुल” कहते 
हैं, उससे अधिक होने से संघ” कहा जाता है। सूत्रों के अनुसार तीन 
क्ोगों को तीन ही; उससे ऊपर को “सम्बहुल” कहते हैं ।”” (अद्टडकथा) 


२.३. ,] मुचलिन्द्‌ वर्ग [ £७ 


भिक्षुओ ! श्रद्धापूवंक घर से बेघर हो प्रश्नजित हुए तुम कुलपुत्रों के 
लिए यद्द अमुचित है कि ऐसी चर्चा सें पड़ो। भिक्षुओ ! इकट्ठे होकर 
तुम्हें दो ही काम करने चाहिये (१) धार्मिक कथा, था ( २) उत्तम 
मोन भाव । 
यह कह, उस समय भगवान्‌ के सुहँ से उदान के ये शब्द तिकल पड़े- 
“जो सांसारिक काम-सुख हैं, और जो तृष्णा के क्षीण होने 
से दिव्य सुख होता है, उनमें यह उसकी सोलहवीं कल्ला भर भी 
नहीं है” ॥२॥। 


के और, आम, 
०४०४७ ००७ 


न्क थक 
(6 । रैक 


३--साँप मारने वाले लड़कों को भगवान्‌ का उपदेश 


ऐसा मेंने सुना । के 
एक समय भगवान्‌ आवस्तों में अनाथपिरिडिक के जेतवन 
ग्राराम में विहार कर रहे थे । 
उस समय कुछ लड़के श्रावस्ती श्रौर ज़ेतवन के बीच एक साँप को 
लाठी से पीट रहे थे । भगवान्‌ सुबह में, पहन, पात्र-चीवर ले भ्रावस्ती 
में भिज्वाट्व के खिये जा रहे थे | तब, भगवान्‌ ने उन लड़कों को श्राव- 
सती थौर जेतवन के बीच एक सॉप को लाठी से पीटते देखा। 
यह देख, उस समय भगवान्‌ के मुहं से उदान के ये शब्द निकल्न पड़े--- 
“अपने सुख को चाहते हुए जो दूसरे को लाठी से पीठ्ता है 
वह दूसरे जन्म में सुख का लाभ नहीं करता । जो सुख चाहने वाले 
जीधों को ल्वाठी से नहीं पीटता है, अपना सुख चाहने वाला वह दूसरे 
जन्म में सुख पाता है? ॥१॥ 
कट दे 





१ धम्मपद, दुण्डवर्ग में यह गाथा आती है। 
२ 


श्ध्] उदान [ २.४, 
४--दूसरे मत के साधुओं का भिक्षुओं को गा लियाँदेना 


ऐसा मेंने सुना । 


पक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । उस समय; लोग भगवान्‌ का बड़ा 
सत्कार > आदर ८ सम्मान कर रहे थे । पुजित और प्रतिष्टित हो उन्हें 
चीवर; पिण्डपात, शयनासन ओर ग्लान प्रत्यय (दवा बीरो) बराबर प्राप्त 
होते थे | भिक्षु-संघ का भी लोग बढ़ा सत्कार० । 


किंतु, दूसरे मत के साधुओं को कोई सत्कार ८5 आदर > सम्मान नहीं 
करता था : उनकी पूजा अतिष्ठा भो नहीं होतो थी : उन्हें चीवर०भी प्राप्त 
नहीं होते थे । 


तब, वे दूसरे मत के साथु भगवान्‌ के सत्कार को सह नहीं सकने 
के कारण गाँव या जंगल में कहीं भी भिक्षु को देख, असभ्य और, कड़े 
शब्दों में भिक्षु-संघ को घिकारते थे, निनन्‍दा करते थे और गा लियाँ 
देते थे। 


तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये और उनका अभिवादन 
कर के एक ओर बैठ गये । एक भोर बैठे हुये उन भिल्षुओं ने भगवान्‌ 
को कहा, “भन्‍्ते ! इस समय, लोग भगवान्‌ का बड़ा सत्कार० करते हैं; 
लोग भिक्तु-संघ का भी बढ़ा सत्कार० करते हैं; किंतु दूसरे मत के 
साधनों को कोई सत्कार० नहों करता। भन्‍्ते ! इसलिये, वे दूसरे 
मत के साधु भगवान्‌ के सत्कार को सह नहीं सकने के कारण ० गालियाँ 
देते हैं । ह 

इसे जान, उस समय भगत्रान्‌ के मुहँ से उदान के ये, शब्द लिकल 


पड़े-- 


२.७५. ] मुचलिन्द वर्ग [६६ 


“गाँव या जंगल में सुख दुःख को पा, 

अपने और पराये का भेद न करे |" 

उपाधि के* आधार पर ही स्पश लगते हैं 

उपाधि के मिट जाने से स्पश केसे लगेंगे !”? ॥।४॥ 


पिक ह 0 # 
९२६४ «पर 


भ्प्र 4 


४--एक भनुष्य दूसरे के प्रति बन्धन होता है 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिशिडिक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । 

डस समय इच्छानझ्लल गाँव का एक उपासक किसी काम से आरव- 
सती आया हुआ था । वह उपासक श्रावस्ती में श्रपना काम समाप्त 
कर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
और बेठ गया । 

एक ओर बैठे हुये उस डपासक को भगवान्‌ ने कहा, “क्यों, बहुत 
दिनों के बाद तुम्हारा इधर आना हुआ !” 

भन्‍्ते ! भगवान के दशन के लिये आने को बहुत दिनों से सपर रहा 
था, किंतु कुछ न कुछ काम में बक जाने के कारण नहीं आ सका । 

इसे जान, भगवान के मुह से उदान के ये शब्द निकल पड़े-- 

“जिस ज्ञानी और पणिडत पुरुष को कुछ नहीं हे, 
उसे ही यथाथ में सुख हैं । 


१ (यथार्थतः) “इन पाँच स्कन्धों में न तो हम, हमारा है, न॒पर 
या पराया है। केवल संस्कार अपने कारण को पाकर क्षण क्षण उठते 
और लीन होते रहते हैं ।” (अट्ठकथा) 

२८ पाँच स्कन्धों के सद्डात । 


२० | डदान [ २.६. 


देखो ! संसारी जीव कैसा बसा रहता है! एक मनुष्य दूसरे के प्रति 
बन्धन होता है?” ॥०॥ 


कुक कक 
भ्कु है. 


६--गर्भिणी सत्री के लिए परिन्राजक का तेल पीकर कष्ट उठाना 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिरिडक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । 

उस समय किसी परिन्नाजक की तरुण गर्भिणी स्त्री असवब करने 
वाली थी । तब, उस परिन्नाजिका ने परिन्नाज्रक को कहा, “ब्रक्षण | जाये, 
थोड़ा तेल ले आय, प्रसव करने के बाद सुझे उसकी आवश्यकता होगी ।” 

उसके ऐसा कहने पर परिन्नाजक बोला, “में तुम्हारे लिए कहाँ से 
तेल ब्वाऊ ? 

दूसरी बार भी उस परिव्राजिका ने परिचाजक को कहा, “ब्ाह्मण ! 
जाये, थोड़ा तेल ले आयें, प्रसव करने के बाद सुझे उसकी आवश्यकता 
होगी [? 

दूसरी बार भी परिन्राजक बोला, “में तुम्हारे लिये कहाँ से तेल 
लाऊ ? 

तीसरो बार भी उस परिन्राजिका ने परित्नान्रक को कहा, “ब्राह्मण ! 
ज्ञाय, थोड़ा तेल ले आय, प्रसव करने के बाद सुझे उसकी आवश्यकता 
होगी ।” 

उस समय कोशलरान प्रसेनजित के भण्डार में किसी साथु या 
हाद्मण को यथेच्छु घी या तेल वहीं बढ कर पी लेने के किये दिया जाता 
था, ते जाने के लिए नहीं । 


२,७. ] सुचलिन्द वर्ग | श॥ 


तब, उस परित्नाजक के सन में ऐसा हुआ--कोशलराज प्रसेनज्वित 
के भगण्डार में किसी साधु या बाह्यण को यथेच्छु घी या तेत्न वहीं बेठ कर 
पी लेने के लिए दिया जाता है, ले जाने के लिए नहीं | तो, मैं वहाँ 
जाकर मव भर पी लू, भौर घर लोट उगत्व कर इसे दे दूं, भो प्रसव 
करने के बाद इसके काम में आये । 
तब, उस परिवाजक ने कोशलराज प्रसेनज़ित के भण्डार में जा 
मन भर तेल पी लिया । जब घर लोटा तब न तो उसे बाद्दर कश् सका 
ओर न भोत्तर ही रख सका : कष्ट और पीड़ा के मारे छुट पट करने लगा। 
उश् समय सुबह में भगवान, पहन, और पातन्न चीचर ले भ्रावस्ती 
में पिण्डपात के ल्लिए पठे । भगवान्‌ ने उस परिन्नाजक को कष्ट और पीड़ा 
के मारे छुट पट करते देखा । 
इसे जान, उस समय भरगनतान के मुह से उदान के ये शब्द 
निकल्न पड़े-- हु 
“जिन्हें कुछ नहीं है वे ही सुखी हैं, 
ज्ञानी लोग अपना कुछ नहों रखते । 
संप्तार में पड़े इसे छुट पट करते देखो ! 
एक मनुष्य दूसरे के चित्त का बन्धन होता है” ॥६॥ 
शक कुप्फे 


७--भ्रेम को छोड़ने से मुक्ति 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समग्र भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिरिडक के जेतचन 
आराम में विहार कर रहे थे । 
डस समय किसी उपासक का इकलौता लाइला पुत्र मर गया था । 
तंब, बहुत से उपासक भीगे कपड़े और भीगे बाल उस दुपहरिये में, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ का अभिवादन कर. एक ओर बेठ गए । 


२२ ] . डदान [ २.८- 


एक ओर बैठे उन उपासकों को भगवान्‌ ने कहा, “इस दुपहरिये में 
तुम लोग ऐसे भीगे कपड़े और भोगे बाल क्यों आए हो १” 

इसपर, वह डउपासक बोला, “भन्‍्ते ! मेरा इकलौता ल्वाइला पुत्र 
मर गया है, इसीसे हम लोग इस दुपहरिये में ऐसे भीगे कपड़े और 
भीगे बाल यहाँ आए हैं ।” 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ये शब्द 
निकल पडें--- 

“देवता या मनुष्य, जो संसार से प्रेम कर लिफ्ट रहते हैं, 

पाप और दुश्ख में पड़, वे झत्युराज के वश में चले आते हें । 

जो दिन और रात सचेत रह, प्रेम को छोड़ते हैं, 

वे पाप के मूल को खनते हैं: रूत्यु के फन्‍्दे में नहीं पड़ते” ॥७॥॥ 

श ५ 
८--सुप्पवासा की कथा । सूख दुःख को सुख समभता हे 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान कुणिडिया नगर के कुण्डिधान वन में विहार 
करते थे । 

उस समय कोखिय पुत्री खुप्पवासा सास वर्षों तक गर्भ घारण 
करने के बाद, एक सपघाह से मूलगर्भ में पड़ी थी। उस असझ्य पीढ़ा को 
वह त्रिर॒त्न ( बुद्ध, धम, संघ ) पर विश्वास के बल से सह रही थी-- 
भगवाम्‌ सम्पक्‌ सम्बद्ध हैं, जो इस प्रकार के दुःखों के प्रहाण के लिए 
धर्मोपदेश करते हैं; उन भगवान्‌ का श्रावक-संघ अच्छे मार्ग पर आरूढ़ 
(> सुप्रतिपज्न) है, जो इस श्रकार के दुःखों के प्रहाण के लिए लगा है; 
निर्वाण परम सुख है, जहाँ इस प्रकार के दुःख नहों दोते। तब, ० 
उषप्पनासा ने अपने स्वामी को आमन्त्रित किया ३--- 


5 | सुचलिन्द वर्ग [ २३ 


हे आयंपुत्र ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाय, जाऋर मेरी ओर से भगवान्‌ 
के चरणों पर शिर से प्रणाम करें, ओर उनका कुशल मंगल पूुछें--भन्‍्ते ! 
० सुप्पवासा भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम करती है और भग- 
वान्‌ का कुशल मंगल पूछती दै--ओऔर ऐसा कहें, “भन्ते ! ०सुप्पवासा 
सात वर्षों तक० निर्वाण परम सुख है, जहाँ इस प्रकार के दुख नहीं दोते ।” 

“बहुत अ्रष्छा” कह कोलिय पुत्र, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया और 
भगवान्‌ का अभिवादन कर एक झोर खड़ा द्वो गया । एक ओर खड़े हो 
कोलिय पुत्र बोला, “भनन्‍्ते ! ० स॒ुप्पवासा भगवान्‌ के चरणों पर शिर 
से प्रणाम करती है और भगवान्‌ का कुशक्ष मंगल पूछुती है। और ऐसा 
कहती हे- भन्ते ! स॒ुप्पवासा सात वर्षो तक ० । 


'कोलिय पुत्री सुप्पवासा सुखो हो जाय, चंगी द्वो जाय, बिना 
किसी कष्ट के पुत्र प्रसव करे ।” 

भगवान के ऐसा कहते ही वह सुखी हो गई, चंगी हो गई, बिना 
किसो कष्ट के उसने पुत्र प्रसव किया । 

“अन्ते ! ऐसा ही हो” कटद् कोक़ियपुत्र भगवान के कहे का अमि- 
नन्‍्दन करते हुए, अपने आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम तथा प्रदक्षिणा 
कर, जहाँ भ्रपना घर था, वहाँ लौट श्राया । कोलिय पुत्र ने ०सुप्पवासा 
को सुखी, चगी और बिना कष्ट के पुत्र श्रसवत की हुईं पाया। यह देख 
उसके मन में ऐसा हुझा, “आ्राश्चय है, श्रद्धभुत है, बुदू/ की ऋद्धि और 
उनका तेज ! सगवान्‌ के कहने भर से यह सुखी० हो गई !” वह सन्‍्तोष 
श्र अ्मोद से भर गया; उसके मन में बड़ी भक्ति उमड़ शआईं। 

तब, सुप्पवासा ने अपने स्वामी को आसन्त्रित किया, “आयपुन्न ! 


के फामाकदअ&कननम»«-++>>नक... जी. थे. फरजनन++ अम-भक 
है 


3 पाल्ली में 'वथागत” ऐसा पाठ आया हे । “तथागत शब्द के झाठ ' 
झर्थ अहकथा में विस्तारपूर्वक १६ रष्ठों में ससक्ामा गया है । 


२४ ] उदान | २.८५. 


सुनें, जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जायें, जाकर मेरी ओर से भगवान्‌ के चरणों 
पर शिर से प्रणाम करें और उनका कुशल मंगल पूछें--भन्ते ! 
० सुप्पवासा भगवान्‌ के चरणों पर शिर से अ्रणाम करती है और 
भगवान्‌ का कुशल मंगल पूछती है--और ऐसा कहें, “भन्‍्ते ! ० सुप्प- 
 बासा सात वर्षों तक गर्भ घारण करती रही और सघाह भर मूल-गर्भे 
में पड़ी रही । वह अरब सुखी, चंगी० है। वह सप्ताह भर भिक्षु-संघ को 
भोजन के लिए निमन्‍्त्रण देती है । भगवान्‌ उसके निमन्त्रण को. . . ... 
स्वीकार करें ।”! 

“बहुत अच्छा” कह कोलियपुत्र, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया भर 
भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेंठे कोलियपुन्न 
ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! ० स॒ुप्पवासा ० ऐसा कहती ऐ ०भगवान्‌ 


2 पी 


उसके निमन्त्रण को..... .स्वीकार करें । 

उस समय, कोई दूसरा उपासक बुद्ध प्रमुख भिक्ष-संघ को दूसरे दिन 
के लिए भोजन का निमन्त्रण दे गया था । बह उपासक आयशुष्मान्‌ महा 
मोद्गल्यायन का सेवा-टहल किया करता था । तब, भगवान्‌ ने आयु- 
प्मान महा मोौद्गल्यायन को आमन्त्रित किया “सुनो, मौद्गब्यायन ! 
जहाँ तुम्हारा उपासक है वहाँ जाओ; जाकर उससे कहो, “आखुस ! 
सुप्पवासा ० अरब सुखी चंगी ० है, सो उसने सप्ताह भाके लिये भिक्षु- 
संघ को भोजन का निमन्त्रण दिया है । पहले सुप्पवासा सप्ताह भर दान 
दे ले, उसके बाद आपको बारी आयगी ।”' 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह आयुष्मान्‌ महा मोद्गल्यायन भगवान्‌ 
को उत्तर दे, जहाँ वह डउपासक था, वहाँ गये; जाकर डपासक से बोले, 
“आदुस ! सुण्पवासा ० ने निमन्त्रण दिया है। पदइले वह दान दे जे, 
उसके बाद-तुम देना |? , 

भनन्‍्ते आय महा मोद्गल्यायन ! यदि भोग, जीवित और श्रद्धा इन 


२,८, ) मुचलिन्द वर्ग [ २० 


तीन धर्मों में मेरी आप कोई आपत्ति नहीं देखते हैं, तो स॒प्पचासा 
दी पहले सप्ताह भर दान दे ले उसके बाद मैं दूँगा । 

आखुस ! भोग और जीवित, इन दो के विषय में तो में विश्वास 
दिल्लाता हूं, किंतु श्रद्धा के विषय में तुम स्वयं जानो । 

भन्‍्ते आय महा मोद्गल्यायन ! यदि आप भोग और जीवित, इन 
दो के विषय में विश्वास दिलाते हर तो सप्पवासा ही पहले सप्ताह भर 
दान दे ले, पीछे में दूँगा । 

आयुष्मान्‌ महा मोद्गल्यायन उल उपासक को सूचित कर, जदाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये ओर बोले, “भन्‍्ते ! मैंने उस उपासक को सूचित 
कर दिया । पहले सुप्पचासा सप्ताह भर दान दे ले, पीछे वह देगा ।”' 
तब, ०स॒ुप्पवासा ने बुद्ध-प्रमुख भिक्ष-संघ को सप्ताह भर अपने द्वा्थों 
से परोस कर अच्छे अच्छे भोजन खिल्लाये | अपने बच्चे को बुद्ध तथा 
भि-संघ के चरणों पर प्रणाम करवाया | श्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र ने उस 
बच्चे को कद्दा, “बच्चे ! अच्छे तो हो, कुछ कष्ट तो नहीं है १” 

भन्‍्ते सारिपुत्र ! में केसे अच्छा और सुख से रह सकता हूं ! सात 
बर्षों तक तो में खून के घड़े में पड़ा रहा ! 

तब, कोलियपुत्र सप्पवासा--अरे ! मेरा पुत्र धमसेनापति" के साथ 
बातें करता है -- संतोष, प्रमोद ओर श्रद्धा से भर गई । 

तब, भगवान्‌ ने स॒प्पचासा को कह्दा, 'सुप्पचासे | ऐसा ही पुक 
ओर भी पन्न लेना चाहती है ?” 
* भगवबन्‌ ! में ऐसे सात पन्नों को लेना चाहूँगी। 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पढ़े-- मा 


लक न 5 मजा न न मी 


३ आयुष्मान सारिपत्न “घमसेनापति” कहे जाते थे ! 


२६] उदान (२.९. 


“बुरे को अच्छे के रूप में, प्रिय के रूप में अग्रिय को । 
दुःख को सुख के रूप में प्रमत्त) लोग समझा करते हैं” ॥८॥ 


के 


कक 
११७६ 
३५ 


कर 


क 
#५4 
कक 9 


के 


६--पराधीनता में दुःख; स्वाधीनता में सुख 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान भ्रावस्ती में सगारभाता के पूर्वाराम प्रासाद में 
विहार कर रहे थे । 

.. डस समय म्गारमाता विशाखा जो कोशलराज प्रसेनजित॑ के 
यहाँ कुछ काम आ पड़ा था | उस काम को राज्ञा० जैसा चाहिये वैसा 
नहीं कर रहा था । 

तब, झगारसाता विशाखा उस दुपहरिये में, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
आई और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बेठ गईं। 

णुक ओर बेठी सरूगारमाता विशाखा से भगवान्‌ बोले, “विशाखे ! 
इस दुपहरिये में कहाँ से आ रहा है १” 

भन्‍ते ! मेरा कोशलराज प्रसेनजित्‌ के यहाँ कुछु काम आ पड़ा है।. 
उस काम को राज।० जेसा चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं । 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ये शब्द निकल्ल, 
पड़े--- 

“पराधीनता में दुःख ही दुःख है, स्वाधीनता में सुख ही. 
सुख । छोटी छोटी बात से कष्ट पाते हैं, संसार के रंभटों से छूटनाः 
कठिन है” ॥९॥ 


५ हर 
कक १३१३५१ 
२५ 


१ संसार के प्रमाद में पड़े । 


२.१०. | मसुचलिन्द वर्ग [ २७ 


१०--भद्दिय । कितना सुख है ! कितना सुख हे !! 
ऐसा मेंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ अनुभश्िया के आम्रवन में विहार कर रहे थे । 

उस समय कोलिगोथा के पुत्र आयुष्मान सद्िय जंगल, वृत्त-मुल 
या शून्यागार कहीं भी जाकर उदान के यह शब्द निकाला करते थे, 
“कितना सुख है ! कितना सुख है !!” 

कुछ भिक्षुओं ने ० श्रायुप्मान्‌ भद्दिय को ० उदान के यह शब्द 
निकालते सुना कि, “कितना सुख है ! कितना सुख है ! !” सुनकर उन 
लोगों के मन में ऐसा हुआ, “० आयुप्तान्‌ भद्दिय अवश्य बेमन से 
श्रह्मचय-धत का पालन कर रहे हैं; अपने गृहस्थ-काल के राज्य-सुख को 
याद करके ही ० उनके सु से यह शब्द निकला करते हैं, “कितना 
सुख है ! कितना सुख है ! !” वे भिक्षु भगवान्‌ के पास गये और उनका 
अभिवादन करके एक ओर बेठ गए । एक ओर बेठे हुए उन भिक्षुओं ने 
भगवान को कहा, 

“भन्ते ! ० आयुधष्मान भद्दिय ० उदान के यद्द शब्द निकाज्ा करते 
हैं, “कितना सुख है ! कितना सुख है ! !” भन्‍्ते ! श्रायुष्मान, भद्दिय 
अवश्य बेमन से ब्रह्मचर्य-चत का पालन कर रहे हैं, अपने गृहस्थ-काल 
के राज्य-सुख को याद कर के ही ० उनके मुंह से यह शब्द निकला 
करते हैं, “कितना सुख है ! कितना सुख दे ! !” 

तब, भगवान ने एक भिक्षु को आमन्त्रित किया, “यहाँ आओ ! 
मेरी ओर से आयुष्मान भहटिय को कह्दो--आवुस भद्दिय | बुद्ध आपको 
बुला रहे हैं । 

“सन्ते | बहुत अच्छा” कह, वह भिक्षु भगवान को उत्तर दे, जहाँ 
आयुष्मान भद्दिय थे, वहाँ गया और उनसे बोला, “झावुस ! बुद्ध 
झापको बुला रहे हैं।” 


श्मम ] डदान | २.१०, 


“आवुस ! बहुत अच्छा कह, आयुष्सान्‌ भदिय उस मसिश्लुको उत्तर 
दे, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ को अ्भिवादन कर एक ओर 
बैठ गए । 

एक ओर बेंठे आयुष्मान भहिय को भगवान्‌ ने कहा, “भद्दिय ! 
क्या यह सच बात है कि तुम ० उदान के शब्द निकाला करते हो 
“कितना सुख हे ! कितना सुख है [| ! ?”? 

भन्‍्ते ! सच बात है । 

भदहिय ! क्‍या देख कर तुम यह उदान के शब्द निकाला करते हो १ 

भन्ते ! मेरे गृहस्थकाल में, राज्य-सुख के भोग करते समय, अन्तः 
पुर के भीतर भी कड़ा पहरा रहता था; अन्तःपुर के बाहर भी, नगर के 
भीतर भी, नगर के बाहर भी, जनपद के भीतर भी और जनपद के बाहर 
भो, सभी जगह पहरा ही पहरा रहता था| भन्‍ते | उस तरह पहरों के 
बीच बचाया और छिपाया जाकर भी में सदा डरा ..और शक्लित रहता 
था । किन्तु, इस समय में अकेला ही जंगल, बृत्षमूल, या शुन्यागार 
कहीं भी अभय, अनुद्विग्न, शह्डारद्दित तथा अनुत्सुक हो, शाम्त और 
विश्वस्त चित्त से दूसरों के दिए गए दान से सन्तुष्ट रह, विहार करता हूँ। 
भन्ते | इसी बात को देखकर ० मेरे मुंह से उदान के शब्द मिकला 
करते हैं, “कितना सुख है | कितना सुख है ! !” 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़े--- 

“जिसके भीतर कुछ सैल नहीं है, 

जो लाभ अलाभ के इन्द्र से ऊपर उठ गया है ! 
उस निरभय, सुखी भौर शोकरहित 
मनुष्य को देवता लोग भी नहीं समझ सकते ॥|१०॥। 


चे-चाकमकााकओ, +:अवाद्रावावाव- .प्ामकमयाकामं पडिक॑पमकन कक 


कि 
तीसरा वर्ग 
( 
नन्‍द वग 
१--वह भिक्षु किसी से कुछ नहीं कहता 
ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान भ्रावस्ती में अनाथपिणिडक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । 
उस्र समय कोई भिक्षु भगवान के पास हो आसन लगाए, शरोर को 
सीधा किए बंठा था । वह अपने पू् कर्मों के फल स्वरूप उत्पन्न, तीखे 
और कड़वे दुःख को स्छतिमान्‌ हो, शान्त चित्त से सह रहा था । 
भगवान्‌ ने उस भिक्षु को पास ही में आसन लगाए, शरीर को सीधा 
किए, अपने पू्वकर्मों के फल्तस्त्रूप उत्पन्न तीखे और कड़ये दुश्ख को 
स्तृतिमान्‌ हो शान्तचित्त से सहते देखा । उसे देख, उस समय भगवान्‌ 
के मुंह से उदान के ये शब्द निकल पढ़े-- 
“धजिस भिक्ठु ने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है, 
जो पहले प्राप्त करिए गए रज को हटा रहा है, 
शहंकार भाव से रहित हो गए उसको 
किसी से कुछ कहने को नहीं रह जाता” ॥॥१॥| 


4 4 
*+ २२२ 
यू 


० है 


२--आयुष्मान्‌ नन्‍द का अहंत्‌ हो जाना 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में शझनाथपिरिडक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । 


३० | उदान [ ३.६. 


उस समय भगवान के मौसेरे भाई आयुष्मान्‌ नन्‍द्‌ ने कुछ भिक्षुओं 

गे यह कहा, “आवुस ! में बेमन से ब्रह्मचय ध्वत का पालन कर रहा हूँ 

में अपने बरह्मचय को नहीं निभा सकता; शिक्षा को छोड़, मे गृहस्थ 
हो जाऊँगा ।” 

तब, एक भिक्ष, जहाँ भगवान थे, वहाँ गया और भगवान्‌ का अशि- 
चादन कर, एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे हुए, उस भिक्षुने भगवान 
को कहा, “भन्‍्ते ! भगवानके मोौसेरे भाई श्रायुष्मान्‌ नन्‍्द कुछ मिश्लुओंसे 
यह कह रहे थे, आवुस ! में बेमन से ब्हद्मचय-त्रत का पालन कर रहा 
हूँ; में अपने ब्ह्मचय को नहीं निभा सकता-; शिक्षा को छोड़, में गृहस्थ 
हो जाऊंगा । 

तब, सगवानने किसी भिक्षुकी आमन्त्रित किया, “खुनो, मेरी ओर 
से जाकर भिन्तु नन्दको कहो, “आवुस ननन्‍्द ! आप को बुद्ध बुला रहे हैं। 

“भन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह, चह भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, जहाँ 
आयुष्मान्‌ नन्‍्द्‌ थे, वहाँ जाकर बोला, “आधवुस नन्‍्द ! आप को बुद्ध 
बुल्ला रहे हैं ।” 

“आवस ! बहुत श्रच्छा कह, आयुष्मान्‌ नन्‍्द, उस भिक्षुको ऊत्तर 
दे जहाँ भगवान थे, वहाँ गये ओर उनका अभिवादून कर, एक ओर 
बैठगए। 

एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ नन्‍्द्‌ को भगवानने कहा, “नन्‍्द | क्‍या 
सच बात है कि तुम ने कुछ भिक्षुओं को यह कहा है, "में बेमन से 
बह्यचर्य-ध्रत का पालन कर रहा हूँ ; में अपने अह्मचय को नहीं निभा 
सकता ; शिक्षा को छोड़ मैं गृहस्थ हो जाऊंगा ।” 

हाँ भन्‍्ते | सच बात है । 

ननन्‍्द ! तुम बेमन से ब्रह्मचय-त्रत का पालन क्यों कर रहे हो ? अपने 


ब्रह्मचय को क्यों नहीं निभा सकते ? शिक्षा को छोड़, ग्रहस्थ होना क्यों 
चाहते हो ? 


३.२. | नन्द वर्ग [ ३१ 


भन्‍्ते ! सेरे घर से निकलने के समय शाक्यानी जनपदकल्याणी ने 
खुले हुए केशों से मेरी ओर देखकर कहा था, “प्रिय ! जल्दी लौट 
आना” । भन्‍्ते | उसी की याद में में ब्रह्मचय पालन करने सें असमर्थ 
हो रह्दा हूँ । में इस व्रत को नहीं निभा सकता । शिक्षा छोड़ गृहस्थ 
बन जाने को मेरी इच्छा हो रही है। 


तब, भगवान्‌ श्रायुष्मान्‌ नन्‍्द्‌ की बॉँह पकड़--जैसे बलवान पुरुष 
समेटी बाँह को पसार दे ओर पसारी बॉह को समेट ले-- जेतवन में 
अन्तर्ध्यान हो तावतिंस देवलोक में प्रगट हुए। डस समय देवेन्द्र शक्र 
की सेवा में पाँच सो अ्रप्सरायें आई हुईं थीं, जो कुक्कुट के पैर के समान 
कोमल और सुन्दर थीं । उन्हें दिखाकर भगवान्‌ने नन्‍्द को आसमन्दत्रित 
किया, “नन्द | इन ० अ्रप्सराओं को देखते हो न ?”! 

हाँ भन्‍्ते देखता हूँ । 

नन्‍द ! तो तुम क्या समझते हो--शाक्यानी ० जनपदकल्याणी 
झधिक सुन्दर और दर्शनीय है या ये ० अप्सरायें ! 

भन्‍्ते ! जैसे नकदी ओर कनकटो, सड़ी पचकी बन्दरी हो, वेसे ही 
शाक्यानी जनपदकल्याणी इन ० श्रप्सराश्रों के सामने ठहरती है । बह 
इनके सामने एक कला भी नहीं है। किसी प्रकार की तुलना नहीं की 
जा सकती है । 

ननन्‍द ! विश्वास करो, इन पॉँच सो अ्रप्सराओं को तुम्हें दिला देने 
का में जामिनी होता हूँ । अ्रभी तुम मन से बह्मचय का पालन करो । 


भनन्‍्ते ! यदि आप इन पाँच सो अप्सराशों को दिला देने का जामिनी 
उहरते हैं तो में अवश्य मन लगाकर, अद्याचय ञत का पालन करूँगा। 
तब, भगवान्‌ भायुष्मान्‌ नन्‍्द्‌ की बाँह पकड़ ० तावतिस देवलोक 


में अ्रन्तर्ष्यान हो जेदवन में प्रगट हुए । | 
भिक्षुओं ने सुना--भगवान्‌ का मौसेरा भाई शआायुष्मान्‌ नन्द्‌ 


३२ | डदाच [ ३.२, 


श्रप्सराशों के लिए अह्वचर्य पाल्नन कर रहा है, और भगवान्‌ स्वयं उन 
पाँच सौ अप्सराओं को दिल्ला देने के लिए जामिनी हरे हैं। तब 
शआयुष्मान्‌ नन्‍द के साथी भिक्ठु उसे कहने लगे, “हाँ, अच्छी मजदूरी 
कर रहे हो | अच्छा दाम भर रहे हो--नन्‍्द अप्पराश्ों के कारण अह्मचय 
की मजदूरी दे रहा है, दाम भर रहा है ०। 

आयुष्मान्‌ नन्दने, अपने साथियों के इस तरह ताना मारने और 
चिदाने पर भी कुछ बुरा न मानते हुए सच्ची लगन से तपश्चरण और 
आत्म-संयम कर, शीघ्र ही उस परम ब्रह्मचयय के फल धर्म-साक्षात्कार को 
यहाँ पर लाभ कर लिया, जिसके लिये श्रद्धापुवक कुलपुत्र धर से बेघर हो 
प्रशत्रजित होते हैं। उसकी जाति क्षीण हो गई । ब्रह्मचयं-वास सफल हो 
गया । जो करना था सो कर स्लषिया गया । “इसके आगे कुछ और कश्ना 
बाकी नहीं है” इसे ज्ञान लिया। आयुष्मान्‌ नन्‍्द अहंतों में एक हुए । 


तब, कोई देवता ० रात बीतने पर, चमकते हुए सारे जेतवन को 
उजेला कर जहाँ मगवान थे, वहाँ गया और उन्हें प्रथाम कर एक ओर 
खड़ा हो गया । एक ओर खड़ा हो, उस देवता ने भगवान को कहा 
भनन्‍्ते ! भगवान के मोसेरे भाई आयुष्मान नन्द्‌ छ्लोणाभ्रव हो, यहीं पर 
चेतो-त्रिमुक्ति प्रश्ञाविुक्ति की जान, उनका साज्ञात्‌ कर चके ।? 

भगवान्‌ ने भी स्वयं देख लिया--ननन्‍्द क्षीणाश्रव हो यहीं पर चेतो- 
विमुक्ति प्रज्ञाविन्‍्षक्ति को जान, उनका साज्ञात्‌ कर चका | 

तब, आयुष्मान नन्‍द्‌ उस रात के बीत जाने पर, जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ गग्रे और सयवान्‌ का अभिवादन कर, पक ओर बेठ गए। एक ओर 

हुये आयुष्मान नन्‍्द्‌ भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! उन पाँच सौ 
अप्सराओं के दिल्लाने के सिए जो भगवान जामिनी बने थे उसे जाने 
दे; सुक्के अब उसकी आवश्यकता नहीं है । 

नन्द ! मेने भी अपने चित्त से जान द्षिया था--न॑न्द '्षीणाश्रव हो 


० नन्‍्द वर्ग [ ३३ 


| पर चेतो-विमुक्ति प्रज्ञावि्ुक्ति को जान, उनका साक्षात्‌ कर चुका 
देवता भी आकर मुझसे ऋह गया ते ! ० आयुष्मान नन्‍द क्षीणा- 
श्रव हो, यहीं पर चेतो-विम्लुक्ति प्रज्ञाविम्यक्ति को जान, उनका साक्षात्‌ 
कर चुके नन्‍्द ! जिस समय तु दह्वारी सांसारिक आसक्ति से मुक्ति 
हैं। गई, उस्ती समय में जामिनी से छट गया 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ? शब्द निकल्न पड़े -- 
“जो काचड़ को पार कर चुका; 
काम के कांटों को तोड़ दिया, 
मोह का क्षय कर चुका, 
आर सुख दुःख से लिप नहीं होता, 
वही सच्चा भिक्षु है ॥॥२॥ 


व०# लि. ऐ# 
धूह्धर +,२ ६2५ 
"१0589  »९ 


३--बग्गुमुदा नदी के तीर पर रहनवाले भिक्षओं की कथा 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 
झाराम में विहार कर रहे थे । 
उस समय अआयुष्मान्‌ यशोज पाँच सौ भिक्षओं के साथ भगवान्‌ 
का दशन करने के लिये श्रावस्ती आए हुए थे। आगन्तुक भिक्षु निवासीय 
भिक्षु के साथ मिलते जुलते, ठहरने के स्थान देखते, तथा पात्र चीचर 
सेभालते ऊंचे शब्द कर रहे थे । 
तब, भगवान्‌ ने आथुष्मन्‌ आनन्द को आमन्त्रित किया, “आनन्द ! 
यह शोर-गुल्ल कैसा--मानो भछुए मछली मार रहे हों !”” 
भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ यशोज़ पाँच सौ भिक्षुओं के साथ भगवान का 
दशन करने के लिए श्रावस्ती श्राए हुए हैं। आगन्तुक भिक्ष निवासीय 
२ 


३४ ] उदान | कक 


सिक्ष के साथ मिलते जुलते, ठहरने के स्थान देखते, तथा पात्र चचर 
संभालते ऊंचे शब्द कर रहे 

आनन्द ! तो, मेरी ओर से उन भिक्षओओं को कहो--आदयुष्मानों को 
बुद्ध बुला रहे हैं । 

“सन्ते ! बहुत अच्छा” कह आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ को उत्तर दे, 
जहाँ वे भिक्त थे, वहाँ गये और उनसे बोले, “आयुष्मानों को बुद्ध जुला 
रहे है?” | 

“आदुस ! बहुत अच्छा” कह, वे भित्च आयुष्मान्‌ आनन्द को उत्तर 
दे, जहाँ भगवान थे, वहाँ गए, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गए । 

एक ओर बेंठे उन मिक्षुओं को भगवान्‌ ने कहा, “भिल्ुओ ! तुम 
इतने शोर-गुल् क्यों कर रहे थे, मानो मछुये मछली मार रहे हों ?” 

भगवान्‌ के ऐसा कहने पर आयुष्मान यशोज बोले, “भन्ते ! ४ 
पाँच सौ भिक्ष भगवान का दर्शन करने के किए श्रावसती आए हुए हैं । 
आगन्तुक सिक्ष निवासीय सिक्ष के साथ मिलते ज्ुरूते, अहरने के स्थान 
देखते, तथा पात्र चीवर सभालते ऊंचे शब्द कर रहे थे । 

जाओ भिक्षओ ) में तुम्हें चले जाने को कहता हूँ ( - परणमना); 
मेरे साथ तुम मत रहना । 

“भन्ते | बहुत अच्छा” कह, वे मिक्ष भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन 
से उठ गए। और भगवान्‌ का अभिवादन तथा डनकी अदक्षिणा कर, 
अपने आसन उठा, पात्र-चीवर ले चज्जी जनपद की ओर रत 
(चारिका) के छ्लिए चल पड़े । वज्ञी जनपद में रमत करते क्रमशः, जहाँ 
वग्गुमुदा नदी है, वहाँ पहुँचे । चग्गुमुदा नदी के तीर पर पत्तों को 
कुटी बना, वहाँ 'वर्षोत्रास के लिए ठहर गए । 


उनिननननक ५०++ “बल्ले की नी अाओलज 


4 वर्षावास--देखो “विनय पिटक', पृष्ठ १७१ 





३.३. ] नन्‍्द वर्ग [ ३५ 


वर्षावास रख लेने पर आयुष्मान्‌ यशोज्ञ ने भिक्षुओं को आमन्स्रित 
किया, “मिक्षुओ ! हम लोगों के हितकामी और क्ृपालु भगवान्‌ ने बड़ो 
अनुकम्पा कर के हम छोगों को चला दिया है, अब हम लोगों को वेसा 
रहना चाहिए जिससे भगवान्‌ सनन्‍्तुष्ट हो जाएं ।” 

“आवस ! बहुत भ्रच्छा” कह, मिक्षुओंने आयुष्मान्‌ को उत्तर दिया। 

तब, वे भिक्षु अध्यन्त सचेत हो अपने क्लेशों को दबाते, बड़े संयम 
से रहने लगे । उसी वर्षावास में तीनों विद्या का साक्षात्कार कर लिया | 

तब, भगवान्‌ श्रावस्ती में यथेच्छु रह, येशाली की ओर रमद 
(» चारिका) के लिए चल पड़े । रमत लगाते क्रमशः, जहाँ चैशात्री 
है, वहाँ पहुँचे | वहाँ, वेशाली में भगवान्‌ महावन में कूटागारशाला 
में विहार करते थे । वहाँ, भगवान्‌ ने अपने चित्त से बग्गुमुदा बदी के 
तीर पर रहने वाले भिक्षुओं के विषय में सारी बात जान, आयष्मान 
आनन्द को आमन्त्रित किया, “आनन्द ! उस दिशा में मुझे आलोक 
उत्पन्न हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया, जिस दिशा सें वग्शुमुदा नदी 
के तीर पर रहने वाले भिक्षु विहार करते हैं। आनन्द ! बग्गुमुदा नदी 
के तीर पर रहने वाले भिक्षुओं के पास दूत भेजो--आयष्मानों को बुद्ध 
बुला रहे हैं ; बुछ आप लोगों से मिल्नना चाहते हैं।?” 

“भन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयष्मान्‌ आनन्द भगवान को उत्तर 
दे, एक दूसरे भिक्षु के पास गए भर बोले, “आचुस ! आप वश्गुमुदा 
नदी के तीर पर रहने वाले भिन्तुओं के पास जाय और कहें---आयदध्मानों 
को बुद्ध छुला रहे हैं , बुद्ध आप लोग से मिलना चाहते हैं ।”” 

“जवस ! बहुत अच्छा? कह, वह मभिक्ष॒ आयष्मान आनन्द को 
5 त्तर दे--जैसे कोई बलवान पुरुष समेटी बॉँह को पसार दे और पसारी 
बौँह को समेट ले वेसे--महावन की कूटागारशाला में अ्रन्तर्ध्यान हो 
चग्गुम्रुदा नदी के तीर पर उन भिक्षुओं के सामने प्रगट हुआ | 

तब, वह भिक्षु वग्गुमुदा नदी के तीर पर रहने वा ले मिक्षझरों से 


३६ | उदान [ ३.३. 


बोला, “आयष्मानों को बुद्ध डुला रहे हैं; बुद्ध आयुष्मानों से मिलना 
चाहते हैं ।” 

“आवस ! बहुत अच्छा कह, वे भिक्षु उस भिक्षु को उत्तर दे, 
अपने डेरा उठा, पातन्न चीवर ले--जैसे कोई बलवान ०--बग्गुमुदा नदी 


के तीर पर अन्तर्थ्यान हो महावन को कूटागारशाला में भगवान्‌ के 
सामने प्रगट हुए । 

डस समय भगवान्‌ चौथी समाधि में क्लीन होकर बेटे थे । 

तब, उन झभिक्षओं के मन सें ऐसा हुआ, “भगवान्‌ इस खमय किस 
ध्यान में हैं !” उन्होंने कट ज्ञान लिया, “भगवान्‌ इस समय चौथे ध्यान 
में लीन हैं ।”” तब, सभी भिक्ष्‌, उसी ध्यान में लीन होकर बेठ गए । 

आयुष्मान्‌ आनन्द, रात के पहले याम के बीत जाने पर, आसन 
से उठ, चीवर को एक कंधे पर सम्हाल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़कर 
बोले, “भन्ते ! रात हो गई, पहला यास भी निकल गया; आगन्तुक भिन्तु 
बहुत समय से बेटे हैं; इन आगन्तुक मिक्षुओंसे भगवान्‌ कुशल क्षेम पूछें ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्द के ऐसा कहने पर भो भगवानू चप रहे । 

दूसरी बार, बिचले यास के निकल जाने पर आयुष्मान आनन्द 
आखन से उठ, चीवर को एक कंधे पर सम्हाल, भगवान की ओर हाथ 
जोड़कर बोले, “भन्ते ! रात का दूसरा याम भो निकल गया ; आगन्तुक 
भिक्षु बहुत समय से बेठ हैं; इन आगन्तुक भिक्षओं से भगवान्‌ कुशल 
क्षेम पूछें । हु 

दूसरी बार भी भगवान्‌ च॒प रहे । 

तीसरी बार, पिछुल्े थाम क भा निकल जानेपर आयुष्मान आनन्द 
आ्रासन से उठ, चीवर को एक कंधे पर सम्हाल, भगवान्‌ को ओर हाथ 
जोड़कर बोले, “भन्‍्ते ! रात का पिछुला याम भी निकर गया, सूरज 
निकल चला; आगन्तुक भिक्ष बहुत समय से बेठे हैं; इन आगन्त॒क 
सिक्षओं से भगवान्‌ कुशल क्षेम पूछे ।” 


३.४. ] नन्‍्द वर्ग [ ३७ 


तब, उस समाधि से उठ भगवान ने श्रायुष्मान्‌ आनन्द को आम- 
न्त्रित किया, “आनन्द ! यदि तुम जानते, तो अ्रभी भी कुछ नहीं कहते । 
आनन्द ! में और ये सभी पाँच सो सिक्षु चोथे ध्यान में लीन होकर बेटे थे । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द 
निकक्ष पड़े--- 
“जिसने कास रूपी कण्टक, क्रोध और हिंसा, 
सभी को जीत लिया है, 
वह पव्त के ऐसा अचल रहता है, 
उस भिक्षु को सुख हुःख नहीं सताते” ॥३॥ 


चेक 
| 


पट कक 
६५१४५ 
का, 
#!+ 


का 
#५ 


४--मोह् का ज्ञय कर भिक्षु स्थिर ओर शान्त द्वो जाता है 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । 
उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ के निकट ही श्रासन लगाए, 
शरीर को सीधा किए, स्छतिमान्‌ बेठे थे । 
भगवान ने भायुष्मान्‌ सारिपुत्र को पास ही में डस तरह आखन 
लगाए, शरीर को सीधा किये स्मथ्ृतिमान्‌ बेठे देखा । 
इसे देख, उस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ये शब्द निकत्न 
पड़े-- 
“जैसे कोई पंत की शिल्ना 
अचल होकर गड़ी रहती है, 
वैसे ही, सोह का क्षय कर 
भिक्षु स्थिर और शान्त रहता है? ॥४॥ 


कु आ, 
शन्दः 


भा हर 
हम हा 
(९ 


पक 
#५४ 


श्प | उदान [ ३. ६, 
४- मौद्गल्यायन की कायगता सति? भावना 


ऐसा मेंने सुन्रा । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । 
उस समय श्रायुष्मान महा मौद्गल्यायन भगवान्‌ के पास ही आसन 
लगाएं, शरीर को सीधा किए, 'कायगतासति' सें लीन हो बेडे थे । 
भगवान्‌ ने आयुष्मान महा मोद्गल्यायन को पास ही में आसन 
लगाए, शरीर को सीधा किए, “कायगतासति' में लीन हो बेठे देखा । 
इसे देख, उस समय भगवान के सु ह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़े -- 
“ “क्रायगता सत्ति'! उपस्थित हो । 
छुः स्पर्शायतन संयत हों, 
सिक्ष सदा ध्यान-मग्न रहे, 
निर्वाणु डसका अपना जानो” ॥७ण।। 


५५५, क५च, 
*५७ »,+ ५१५३ 
0 


६-पिलिन्दवच्छ का भिक्षुओं को 'चण्डाल' कहकर पुकारना 


ऐसा मेंने सुना । 
एस समय भगवान्‌ राजगृह के वेलुवन कलन्‍्दक निवाप में विहार 
कर रहे थे । 
ई [ | 9 
डस समय, आयुष्मान पिलिन्द्वच्छु भिक्षुओं को 'चण्डाल” कह 
कर पुकारा करते थे । 


4 अपने शरीर की ३२ गन्दगियों का मनन करना । देखो--महा' 
सतिपद्ञानसुत्त, दीघनिकाय । 


३.६. ] नन्‍्द वर्ग [ ३४ 


तब, कुछ भिक्षु, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये और भगवान्‌ का अभि- 
बादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेटे हुए, उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
को कहा, 'भन्‍्ते ! भ्रायुष्मान पिलिन्दवच्छ भिक्षुओं को “चण्डाल! 
कह कर पुकारा करते हैं।” 

तब, भगवान्‌ ने एक भिक्षु को बुज्ञाकर कहा, “जाओ, आयुष्मान 
पिलिन्दवच्छ को मेरी ओर से कहो--आलुस! बुद्ध आपको बुल्ला रहे हैं।” 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह वह भिक्षु भगवान को उत्तर दे, जहाँ 
आयुष्मान पिल्िष्दृवच्छु थे, वहाँ गया और बोला,“आधवुस ! बुद्ध आपको 
घुला रहें हैं । 

“आखुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ पालिन्द्वच्छु उस भिक्षु 
को उत्तर दे, जहाँ भगवान थे, वहाँ गये ओर भगवान्‌ का अ्रभिवादन कर 
एक और बढ गए । 

एक ओर बेटे हुए आयुष्मान पिलिन्द्वच्छु को भगवान्‌ ने कहा, 
“बच्छु | क्या यह सच बात है कि तुम भिक्षुओं को “चण्डाल' कहकर 
पुकारते हो ? ” 

दाँ भन्‍्ते । 

तब, भगवान ने आयुष्मान्‌ पिलिन्द्वच्छु के पूव जन्मों पर विचार 
कर भिक्षुओ्रों को श्रामन्त्रित किया, “मिक्षुओ ! तुम लोग वच्छ भिक्ष के 
कुछ कहने से बुरा मत मानो । वच्छ भिक्तु कोई द्वष से तुम्हें 'चण्डाल 
कहकर नहीं पुकारता हैं। भित्षुओ ! वच्छु मित्त, पांच सौ जन्मों से 
ब्राह्मण के कुल में जन्म ले रहा हे, सो 'चण्डाल” शब्द इसकी जीभ पर 
बहुत चढ़ गया है | इसो से वह सदा भिक्षओं को “चण्डाल' कहकर 
पुकारा करता हैं । 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ये शब्द निकक्त 
पड़े-- 


४० | डदान [ ३.५७ 


“जिससें न माद्रा (८5 छुल) है, न अभिमान, 

जो निर््लॉभ, तथा स्वार्थ और तृष्णा से रहित ह, 
जो क्रोध से रहित है, भौर शान्त हो गया है, 

वही ब्राह्मण, वही भ्रमण और वही भिक्तु है? ॥६॥ 


अप ५#चि न. 

(है । 2५११५४ 
् ऐ# 

और हे १५४ 


७--महाकाश्यप को देवेन्द्र का पिए्ड-दान करना 


ऐसा मेंने घुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेल्ुवन कलन्दकनिवाप में विहार 
कर रहे थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप पिप्पलिगशुहा में विहार कर रहे 
थे। वे सपाह भर एक आसन पर समाधि लगाए बेठे थे। तब, उस 
सप्ताह के बीतने पर आयुष्मान्‌ सहाकाश्यप समाधि से उठे । समाधि से 
उठने पर आयुष्मान्‌ महाकाश्यप के मन में ऐसा हुआ, “में राजगृह में 
पिण्डाचरण (८ भिक्षाटन) के लिए जाऊे ।” 

डस समय पांच सो देवता आंयुष्मान महाकाश्यप को पिश्डपात 
देने के लिए उत्सुक हो खड़े हो गए । 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप उन देवताओं को छोड़ सुबह में पहन, और 
पात्र-चीवर ले राजयुद् में पिएडाचरण के लिए पेटे । 

उस समय, देवेन्द्र शक्र आयुष्मान महाकाश्यप को पिण्डपात देने 
की इच्छा से तंतवे का रूप घर, ताना-बीना कर रहा था। असुर कन्या 
सुजाता नरी भर रही थी। 


तब, आयुष्मान भहाकाश्यप राजग्रह में एक ओर से पिश्डाचरण 
करते, जहाँ देवेन्द्र शक्र का घर था, वहां पहुँचे । 


३.४. ] नन्द वर्ग [ ४५ 


देवेन्द्र शक्र ने श्रायुष्मान महाकाश्यप को दूर ही से आते देखा । 
देख कर अपने घर के भोत्तर गया, ओर हॉड़ी से भात निकाल पात्र 
भर कर पिण्डदान दिया । उस पिण्डपात में तरह तरह के व्यक्षन 
ओर सूप थे । 

तब, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप के मन में यह हुआ, “यह कौन डे, 
जो इतना तेजस्वी सालम होता है ?” आयुष्मान महाकाश्यप ऋूट जान 
गए, “अरे ! यह देवेन्द्र शक्र हें ।!” यह जानकर उन ने देवेन्द्र शक्र को 
कहा, “शक्र ! जो कर चुका सो तो कर चुका, फिर कभी ऐसा 
मत करना ।' 

भनन्‍्ते ! काश्यप ! में भी पुण्य करना चाहता हूँ, सुरझे भी पुरुय 
कमाने की इच्छा है । 

तब, देवेन्द्र शक्त ने आयुप्मान्‌ महाकाश्यप को प्रणाम और पद- 
लिणा कर, आकाश के ऊपर उठ, वहाँ तीन बार उदान के ये शब्द 
कहे--अरे ! काश्यप को दिया गया यह दान कितने महत्त्व का है, ० 
कितने महत्त्व का है, ० कितने महत्त्व का है ! ! ! 


भगवान्‌ ने अलोकिक विशुद्ध दिव्य श्रोत से देवेन्द्र शक्त के ० 
उदान ० को सुना । 


इसे जान, उस समय सगवान के झुह से डदान के ये शब्द 
निकल पड़े--- 


“४पि्णडपात से अपभा निर्वाह करने वाले, 
किसी दूसरे को नहीं पोसने वाले, 


शान्त ओर स्मघृतिमान भित्त को देख 
देवताओं को भी स्पृहा हो जाती है” ॥७॥ 


.  / 


के #क्क ५ 


का 
(8 


| 
द्ः 


कं. 
| 


हर | डदान [ हे ८. 
८-++या तो धार्मिक कथा या उत्तम मोौन-भाव 


ऐसा मेंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ आवस्ती में अनाथपिरिडक के जेतवन 
आरास में विहार करते थे । 


उस समय, भिन्षाटन से लौट, भोजन कर लेने के बाद, करोेरी" 
सम्मेलन-गृह में इकट्ठें होकर बेठे हुए कुछ भिक्षओं के बोच यह बात 
चला :--- आयुस ! पिण्डपातिक भिक्ष भिन्षाटन करते समय रह रह 
कर सुन्द्र सुन्दर रूपों को देखा करता है, ० मधुर शब्दों को सुना करता 
है, ० सुगन्धों को सूघा करता है, ० मधुर भोजन खाता है, ० मघुर 
स्पश करता हैं । आवस [| पिण्डपातिक भिकत्त सित्लाटन करते समय 
बोगों से सत्कार -- आदर -- सम्मान, पूजा और प्रतिष्ठा पाता तो 
आवस हम लोग भी पिण्डपातिक होवें। हम लोग भी रह रह कर 
सुन्दर रूपों को देखा करेंगे, ० मधुर शब्दों को सुना करेंगे, ० सुगन्धों 
को सू घा करेंगे, ० मधुर भोजन खाया करेंगे । मधुर स्पर्श किया करेंगे 
हम लोग भी भिन्ञाटन करके लोगों से सत्कार & आदर ८ सम्मान पूजा 
ओर प्रतिष्ठा पायेंगे ।” सिक्षओं के बोच अभी यह बात चल ही रही थी 


तब, भगवान्‌ साँक को ध्यान से उठ, जहाँ करेरी सम्मेज्ञन-गढ् था 
वहाँ गए, जाकर बिछ्ठे आसन पर बेठ गए । बेठकर भगवान ने भिक्षओं 
को आसन्त्रित किया, “भिक्षओ ! तुम लोग यहाँ बैठकर क्या बात कर 
रहे थे---किस बात में लगे थे ?! 


3 “करेरी” वरुण वृत्त का नाम है। वह वृक्ष गन्धकुटी के मण्डप के 
भीतर लगा था। इस किये गन्धकुटी भी करेरी-कुटी कहा जाने लगा । 
मणढुप और शाला भी करेरी के नास से प्रसिद्ध हो गये ।” अद्टकथा 


बा नन्द वर्ग [ ४३ 


भनन्‍ते ! भित्ताटन से कौट, भोजन कर लेने के बाद, करेरी सम्सेलन- 
गृह में इकटठे होकर बेठे हुए हम लोगों के बीच यह बात चली :--- 
“आखुस्त ! पिण्डपासिक भिक्षु , भिज्ञाटन करते समय, रह रह कर सुन्दर 
रूपी को ० । तो आवुस ! हम लोग भी पिण्डपातिक ० ।” भन्‍्ते ! हम 
लोग इसी बात में लगे थे कि भगवान्‌ पधारे । 


भिन्नुओ ! श्रद्धा-पू्वक घर से बेघर हो प्रवज्ञित हुए तुम कुछपुत्रों को 
ऐसी पसी बातों में पड़ना उचित नहीं । भिक्षओ ! इकटठे होकर बठने 
पर तुम्हें दो ही काम करने चाहिए, (१) या तो धार्मिक कथा, (२) या 
उत्तम मोन-भाव " 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सुंद्द से उदान के ये शब्द 
निकल्न पड़े -- 
“प्रशंसा ओर यश पाने की इच्छा के बिना 
जो भिक्षू पिण्डपातिक होता है, 
अपना निर्वाह करता है, दूसरों को नहीं पोसता, 
देवता भी उसको स्पृहा करते हैं? ॥८।॥। 


९ श्ेः 


£--या तो धार्मिक कथा या उत्तम मौन भाव 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ शआ्रवस्ती में अनाथपिश्डिक के जेतवन 
आराम में विद्दार कर रहे थे । 


उस समय, भित्ताटन से लौट, भोजन कर लेने के बाद, करेरी 
सम्मेलन-गृह में इकट्ठे होकर बेठे हुए कुछ मिक्षुओं के बीच यह बात 


४४ ] डउदान [ ३.६, 


चल्ली :--“आवबुस ! कौन शिवप* जानता है ? किसने क्या शिव्प सीखा 
है ? कौन शिल्प सबसे अच्छा है ?! 

कितनों ने कहा--हाथी ०, घोड़ा ०, रथ का शिबप सभी शिवपों से 
अच्छा है । 


क्ितनों ने कहा--धनुष का शिल्प सभी शिष्पों से अच्छा है । 

कितनों ने कहा--तल्लवार भाले का शिल्प सभी शिलपों से अच्छा है । 

कितनों ने कहा--हस्तरेखा का शिल्प सभी शिवपों से अच्छा है । 

कितनों ने कहा--गिनती करने का शिड्प सभी शिश्पों से अच्छा हे । 

कितनों ने कहा--हिसाब लगाने का शिल्प (सट्डानन सिप्प ) सभी 
शिल्पों से अच्छा है । 

कितनों ने कहा---लिखा-पढ़ी का शिह्प सभी शिवपों से अच्छा है । 

कितनों ने कहा--कविता करने का शिहप सभी शिव्पों से अच्छा है। 

कितनों ने कहा--झूठे तके करने का शिब्प ० अच्छा है । 

कितनों ने कहा--खेत के नाप जोख करने तथा पहचानने का 
शिल्प ० श्रच्छा है | उन भिक्ष्रों में यह बात चल्न ही रही थी । 


तब, भगवान्‌ सम को समाधि से उठ ० भिक्षुओ ! किस ब्रात में 
लगे थे? 

भन्‍्ते ! भिकज्षाटन से क्लोट ० हम लोगों में यह बात चल ही रही थी 
कि भगवान्‌ पधारें। 

भिक्तुओ ! श्रद्धापूवक घर से बेघर हो प्रत्नजित हुए तुम कुलल- 

$ शिव्प >> जीविका चल्लाने के हुनर, जैसे बढ़ई का काम, लोहार का 
काम, घड़ीसानी इत्यादि । 

२ सह्भान शिल्प “जिसे यह शिवप मालूम है वह वृक्ष को देख कर 
बता सकता हैं कि इसमें इतने पत्ते हैं ।” (अटकथा) 


३.१०. | ननन्‍्द वर्ग [ ४७ 


पुत्रों को ऐसी ऐसी बातों में पड़ना उचित नहों । सिक्षओं ! इकट्ठे होकर 
बैठने पर तुम्हें दो ही काम करने चाहिये, (१) या तो धार्मिक कथा, 
(२) या उत्तम मौन-भाव । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंछ से उदान के ये शब्द निकल 
पढ़े-5 
बिना शिवप का जीनेवाला, अब्पच्छु, 
यतेन्द्रिय, बिलकुल स्वच्छन्द, 
बे घर का स्वार्थ और तृष्णा से रहित; 
सार को नष्ट-अ्रष्ट कर भिक्ष अकेल्ला चलता है? ॥९॥ 


कर 
च् 


ं 


की 


के 
कै 


6 फ, 
१५१५३ 
भ् 


भ्फुः 


१०--अनासक्ति ही मुक्ति-मार्ग है 


ऐसा मेंने सुना । 
पक समय भगवान्‌ उख्चेला में नेरक्लरा नदी के तीरपर बोधिदृक्ष 
के नीचे अभी तुरत ही बुद्धत्व प्राप्त कर विहार कर रहे थे | उस समय 
भगवान्‌ एक हीं आसन पर बेटे सप्ताह भर विस्नुक्ति-सुख का अनुभव कर 
रहे थे । तब, उस सघाह के बीतने पर भगवान्‌ ने उस समाधि से उठ 
बुद्ध-चक्ष से संसार को देख। । बुद्ध-चक्ष से संसार को देखते हुए भगवान 
ने संसार के लोगों को अनेक संतापों से सन्‍्तप्त होते, तथा राग, हेष,मोह 
की आग में जलते देखा । 
इसे देख, उस समय भगवान्‌ के मर ह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़ें--- 
यह संसार संताप और पीड़ा से भरा है 
जो इसे अपनाता है वह दुःख ही हुःख(रोग)पाता है 


४६ | उदान [ ३.१०. 


जिसे यह ज्ञान हो गया है वह संसार से अनाखक्त रहता हैं 
उलटा समझनेवाला' ससार में जन्म ले, थहों लगा रहता है॥ 
“जब उस भय को जान लेता है, 
जिसे इस दुभ्ख से डर हो जाता है, 
तब, वह इस संसार" के अहाण के लिये 
ब्रह्मचय पालन करने जगता हे !। 
“जले श्रमण या आहमण संसार के भोगों को भोगकर ही शाब्सि पाना 
बताते हैं, वे सभी संसार से मुक्त नहीं होते--ऐसा में कहता हैँ । 
“जो श्रमण या आह्यण ऐसा मानते हैं कि रत्यु के बाद हो संसार 
छुट जाता है, वे सब संसार में पड़े डी रहते हैं--ऐसा में कहता हूँ । 
“सारी उपाधियों ( > पंचस्कन्ध) के सिट जाने से हो दुःख नहीं 
उत्पन्न होते; उपादान के क्षय हो जाने से ही ढुः'ब नहीं होने पाते । 
“इस बड़े संसार को देखो--अविदय्या में पड़, संसार से त्रिप्तहो आाणी 
मुक्त होने नहीं पाते । | 
संसार के सारे पदार्थ अनित्य, दुःख और विपरिणाम्र-धर्मा हैं”।१०॥ 
इस तरह, सत्य! को सच्ची अज्ञा से देखते हुए, भवतृष्णा ओर विभव 
तृष्णा, दोनों को छोड़ देता है। तृष्णा को, सवथा क्षय कर बिलकुल वेराग्य 
वाले निरोध निर्वाण को प्राप्त करता है | निर्वाण पाए मित्तु का फिर जन्म 


' नहों होता, क्योंकि उसके उपादान मिट जाते हैं। मार हरा दिया गया, 
मैदान जोत लिया गाया, संसार से सदा के लिए छूट गया। 


? अब्जथासावी ८ अन्यथाभवी ८ अज्ञानी । 
श भव > संसार में आवागमन 


चोथा वर्ग :. 
मेघिय वर्ग 


१--आयुष्मान्‌ मेधिय की कथा । पाँच बातों और 
चार धर्मो' के अभ्यास का उपदेश 


एक समय भगवान्‌ चालिका" नगर में चालिका' नाम्रक पर्दंत 
पर विहार कर रहे थे । उस समय आयुष्मान्‌ मेघिय भगवान्‌ छी 
सेवा-टहल में लगे थे। 

तब, अयुष्मान्‌ मेधिय, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, और भगपान्‌ 
का अभिवादव कर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हो, आयुष्मान्‌ 
मेधिय भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! में जन्तु गाँव में भिन्ताटन के लिए 
जाना चाद्दता हूँ ।”” 

मेघिय ! यदि उचित समझते हो तो जाओ । 

सब, आयुष्मान्‌ मेधिय खुबह में, पहन, और पात्र 'चीवर से जन्तु 
गाँव में भिज्ञाटन के लिये पेठ । भिनत्ताटन से लौट, भोजन कर लेने के 
बाद, जहाँ किमिकाला नदी का तीर है, वहाँ गए । जाकर किमिकाला 
नदी के तीर पर इघर उधर घूमते हुए एक सुन्दर और रमणीय आम का 
बागीचा देखा । देखकर उनके मन में छुआ, “यह आम का बागीचा बड़ा 


4 नगर और पव्त का ऐसा नाम क्यों पड़ा इसके लिये देखो अट्टकथा। 


ध८ | उदान [ ४.१. 


सुन्दर है, बड़ा रमणीय है! योग साधन करने वाले कुलपुत्र के लिए 


बड़ा अनुकूल स्थान है। यदि भगवान मुर्के अनुमति दे दे, तो में यहाँ 
आकर योगाभ्याल करूँ | 
तब, आयुष्मान मेधिय, जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ का 


झभिवादन कर एक ओर बेठ गए । एक ओर बेठे हुए आयुष्मान मेथधिय ने 
भगवान्‌ से कहा, “सन्‍्ते | सुबह में, पहन, ओर पात्र चावर ले, मे जन्तु 
गाँव में भिक्ताटन के त्लिए गया था | भिक्षाट्न से लौट, भोजन कर लेने के 
द, जहाँ किमिकाला नढी का तीर है, वहाँ गया । जाकर, किंमिकाला 

नदी के तीर पर इधर उधर घूमते हुए एक खुन्दर ओर रमणीय आभ्ष 
का बा्गीचा देखा । देखंकर मेरे मन में हुआ, यह आम का बागीचा बड़ा 
सुन्दर है, बड़ा रमणीय है ! योग-खाधन करने वाले कुलपुत्र के लिए 
बढ़ा अनुकूल स्थान है । यदि भगवान्‌ मुझे अनुमति दे दे, तो में यहाँ 
आकर योगाभ्यास करूँ ।” सो, भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ अनुमति दें तो में 
उस आम के बागीचे में जाकर अभ्यास्र करूँ । 

ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने आशुप्मान्‌ मेधिय को कहा, “मेघथिय ! 
ठहरो, अभी में अकेला हूँ, किली दूसरे मिक्तू को आ लेने दो । 

दूसरी बार भी आशुष्मान्‌ मेघिय ने भगवान्‌ से कहा, “भन्‍्ते ! 
भगवान को तो अब और कुछ करना बाकी नहीं रहा, किए हुए का जय 
करना है नहीं । भन्‍्ते ! किन्तु हम लोगों को तो अ्रभो बहुत कुछ करना 
बाकी है, किये हुए का क्षय करना है। यदि भगवान्‌ सुर्े अनुमति दें तो 
में उस आम के बागीचे में ज्ञा कर अभ्यास करूँ |? 

दूसरी बार भी, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ मेधिय को कहा, “मेथिय ! 
ठहर, अभी मैं अकेला हूँ, किसी दूसरे भिक्ष को झा लेने दो ।” 

तीसरी बार भी, श्रायुष्मान्‌ मेधिय ने मगवान्‌ से कहा, “भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ को तो अरब और कुछ करना बाकी नहीं रहा ० यदि भगवान्‌ 
सुरे अनुमति दें तो में उस आम के बागीचे में जाकर अभ्यास करूँ ।7 


४,१. | मेधिय वर्ग [ ४६ 


मेधिय ! जो तू अभ्यास करना चाहता है तो, में क्या कह सकता 
हूँ ? यदि उचित समभते हो तो जाओ । ह 

तब, आयुष्मान्‌ मेधिय झासन से उठ भगवान्‌ को प्रणाम और प्रद- 
क्षिणा कर, जहां घह आराम का बागीचा था,वह्यां गए। आम के बागीचे में पेठ 
एक वृत्त के नीचे दिन के विहार के लिए बंठ गए । वहाँ विहार करते हुए 


आयुष्मान्‌ मेधिय के मन में तीन पाप-वितक उठने लगे, जेसे (१) काम- 
वितक, (२) व्यापाद्‌ वितक और (३) विहिंसा वितक | - न्ट 


तब, आयुप्मान्‌ मेधिय के मन में हुआ, “बढ़ा आश्चय है, बढ़ा 
अद्भुत है ! में अ्रद्धा-पू्वंक घर से बे घर हो पन्नजित हुआा हूं, सो ये तीन 
पाप-वितक मेरे चित्त में उठ रहे हैं, जो ९१) काम-वितके, (२) व्यापाद- 
व्रितक और (३) विहिंसा वितक 

तब, आ्रायुष्मान्‌ मेघधिय सांझ को समाधि से उठ, जहां भगवान थे 
वहां गए और भगवान्‌ का अभिवादन कर, एक ओर बेठ गए । एक ओर 
बेठे हुए आयुष्मान्‌ सेघिय ने भगवान्‌ से कद्दा, “भन्ते ! उस आम के 
बागीचे में विहार करते समय मेरे चित्त में तीन पाप वितक उठने ल्गे०। 
इस पर, मेरे मनमें हुआ, “बड़ा आश्चय है, बड़ा अद्भधत है ! में अरद्धा- 
पूवक घर से बेघर हो प्रश्नजित हुआ हूं, सो ये तीन पाप-चितक मेरे चित्त 
में उठ रहे हें० । 

.. मेघिय [ जिनका चित्त अभी वैराग्य में पूरा नहीं जमा है, उन्हें पांच 
बातों का पूरा श्रभ्यास करना चाहिएपु-- 

* $, मेथिय ! भिक्त कल्याण-मित्रों के साथ रहता है, और सदा घमम- 
सम्बन्धी बातें ही करता है : जिनका चित्त अभी वेराग्य में पूरा.नहीं जमा 
है उन्हें इस पहली बात का अभ्यास करना चाहिए। . ..... ४: 

२, मेथिय ! फिर, भिक्ष शीलवान होता है; आतिमोच्ष. के संयमों 
का पालन करते हुये विद्दार करता है; सदाचारी द्वोता है; छोटे से दोष से ... 
भी डरता रहता है; शिक्षापदों के अनुसार आचरण बनाता है ।. जिनका, 

हे १9० क्‍ 


५० |] उदान [ ४.१. 


चित्त अभी वैराग्य में पूरा नहों जमा है, उन्हें इस दूसरी बात का अभ्यास 
करना चाहिए । ् 

३, मेधिय ! फिर, भिक्त, उन्हीं कथाओ्रों को करता है, जो पापों को 
नाश करनेवासत्ती, चित्त को शुद्ध करनेवाली, बिलकुल दुःखों का भ्रन्त करने 
घाक्नी, वैराग्य बढ़ानेवाली, निरोध करनेवाली, परम शान्ति देनेवाल्नो, 
ज्ञान और बोध पैदा करश्नेवाल्ली तथा निर्वाण के पास ले जानेवाली हों-- 
जैपे, अब्पेच्छुकथा, सनन्‍्तु'प्टि-क्रथा, प्रविवेक-कथा, असंसर्थ-कथा, वीकीरस्भ- 
कथा, शील-कथा, समा,घ-कथा, प्रज्ञा-क्था, विमुक्ति-कथा, विम्लुक्ति-श्ञान- 
दु्शन-कथा । सदा ऐसी ही कथा थरों में श्रपना समय बिताता हमे | ओेधघिय ! 
जिनका चित्त वेराग्य में अभी पूरा नदीं जमा है, उन्हे इस तीसरी बात 
का अभ्यास करना चादिएु । से 

४. मेघधिय | फिः, भिक्ष उत्साह के साथ विहार करता है--पाप- 
धर्मों के प्रहयण के लिए, और पुण्य-धर्मो को अपनाने के लिए । पुण्य-धर्मों 
के पाज्नन करने में जा जान से लगा रहता है। मेधिय ! जिनका चित्त 
चैराग्य में अभी पूरा नहीं जमा है, उन्हें इस चौथी बात का अभ्यास 
करना चाहिये। 
_.- ५--मेथिय ! फिर, भिक्ष अज्ञावान्‌ द्वोता है। “(सभी संस्कार ) 
उदय और अस्त होते रहते हैं,”” इस प्रज्ञा से युक्त होता है, जिससे सभी 
दुःखों का बिलकुल अन्त दो जाता है । मोंघय ! जिनका चित्त वराग्य में 
अभी पू. नहीं जमा है, उन्हें इस पांचवीं बात का अभ्यास करना चाहिए। 

मेघधिय ! कब्याण मिन्नों के साथ रहनेवाले भित्ष को०.... .. .... हा 
,« इन पाँच बातों का अभ्यास कर, उनमें प्रतिष्ठित हो, ऊपर के चार 
धर्मों का अम्यास करना चाहिए--, १) राग के प्रशाण के लिए अशुभ” 
भावना का अभ्यांस करना चाहिए; (२) द्वष के प्रहाग के लिए 





१ देखो दीघनिकाय--मद्दासतिपट्ठान सुत्त 


8.२०] मेधिय वर्ग [७५१ 


मैत्री भावना का अभ्याप्त करना चाहिए; (३) बुरे वितकों को नाश करने 
के लिए 'अनापान सति”” का अभ्यास करना चाहिए; (४) श्रहं-भाव 
को नाश करने के लिए “संसार की अनित्यता' की भावना करनी 
चाहिए। भेधिय ! अनित्य-संज्ञा की भावना करने से अनात्म-भाव का 
साक्षात्कार हो जाता है। अनाप्म भाव का साज्षाव्कार हो जाने से, श्रहं- 
भाव सर्वथा जाता रहता है--निर्वाण प्राप्त होता है|“ * हे 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े-- 

मन में अनेक क्षद्ध और सूच॑म वितर्क उठते रहते हैं 

इन वितकों को न ज्ञान, लोक-परलोक में भ्रन्ति-चित्त हो भटकता है। 

इन वितरकों को जान, ० आत्मसंयम कर स्थतिमान होता है; 

बुद्ध मन में उठने वाले वितकों को बिलकुल छोड़ देते हैं?! ॥॥१॥। 


+५ञ, 
१३% का 
थक का, 
भ्द श्् 


२--आलस्थद्दीन-भिक्ष सभी दुर्गंतियों से छूट जाता है 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ कुसिनारा में उपवत्तन नामक भकद्त्नों के 


शाल-वन में विद्दार करते थे। 

उस समय, कुछ भिक्त भगवान्‌ के पास डी. शुंगल मे _कुंटीः बनाकर 
रहते थे। वे मित्त उद्धत, अभिमानी, चंपल्लं,/-थैरूवादी, गप्पो,मूंढ़ 
स्टति वाले, अज्ञानी, ध्यान भात्रना न क्रने-वाल्ले, +झान्‍्त_ चित्त वाले 


ओर अपने इन्द्रियों का संयम न करने वांज्ी थे । 


जा च्ण नहा कह का 


दीघनिकाय--मद्ासतिपट्ठान सुत्त 


५२ ] उदान [ ४.३. 


भगवान ने उन भिक्तओं को पास ही जंगल में कुटी बनाकर रहते 
देखा, जो उद्धत, अभिमानी, चपल, बकुवादी, गप्पो, मुदरुद्धति वाले 
झज्ञानी, ध्यान भावना न करने वाले, आन्त-चित्त वाले और अपनी 
इन्द्रियों का संयम न करने वाले थे । 

इसे देख, उस समय भगवान्‌ के मुँह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े-- 

४संयम-हीन, मिथ्या सिद्धान्त को मानने वाला 

और झालस्य-परायंण, मार के वश में हो जाता दे । 

आस्म-संयम करने वाला, अच्छे संकरपों बाला, 

सत्य को मानने वाला, ( संस्कारों के) उदय ओर व्यय को 
जानने वाला 

आलस्‍स्यहोन भित्त, सभी दुर्गंतियों से छूट जाता है” ॥२॥ 


फर्क कफ 
कु ै 


३--गबाले को धर्मोपदेश 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ बड़े भारी भिक्ष-संघ के साथ कोशल देश में 
रमत लगा रहे थे । तब, भगवान्‌ रास्ते से उतर, एक बृच्च के नोचे 
जाकर, बिछ्ले आसन पर बेठ गए। 

तब, एक ग्वाला, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया और भगवान्‌ का अभि- 
यादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुए उस ग्वाज्ञे को भगवान्‌ 
ने धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बता दिया, तथा उसके मन में उत्साह 
पैदा कर दिया। 

तब, वह ग्वाज्ञा ० बोला, “भन्ते ! भगवान्‌ भिक्तुसंघ के, साथ 
कल मेरे घर भोजन करने का निमन्त्रण स्वीकार करें ।”? 


४.३. ] मेधिय वर्ग [ ७३ 


भगवान्‌ ने चप रहकर स्वीकार किया। 


वह ग्वाला भगवान्‌ की स्वीकृति को जान, आसन से उठ, भगवान्‌ 
को प्रणाम ओर प्रदक्षिणा कर चला गया । उसने, उस रात के बीतने पर, 
अपने घर नया सकक्‍्खन और बहुत थोड़े पानी के साथ खीर तेयार कर, 
कप हि ध्े 
भगवान्‌ को निमन्त्रण भेजा--भन्‍्ते ! समय हो गया, भोजन तेयार है । 


तब, भगवान्‌ सुबह में, पहन, और पात्र चीवर ले मिक्ष-संघ के 
साथ, जहाँ उस ग्वाले का घर था, वहाँ गये और बिछे श्रासन पर 
बेठ गए । 

ब्वाल्ले ने अपने हाथों से बुद्ध-प्रमख् भिक्ष-संघ को नये मकत्न ओर 
बहुत थोड़े पानी के साथ तयार की गई खीर परोख परोस कर खिलाया। 
भगवान्‌ के भोजन कर लेने, ओर पात्र से हाथ खींच लेने के बाद, वह्द 
ग्वाला नीचा आसन लेकर, एक ओर बेठ गया | 

एक भर बेठे हुए उस ग्वाले को भगवान्‌ धर्मोपदेश कर ० आसन 
से उठ चले गए । 

भगवान्‌ के चले जाने के बाद ही, उस ग्वालें को, किसी पुरुष ने 
सीमा को लेकर” लड़ाई रूगड़ा हो जाने के कारण जान से मार दिया। 

तब, कुछ भिक्ष, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ का अभि- 
वादन कर एक ओर बेठ गए। एक ओर बंठे हुए उन भिक्षुश्रों ने भगवान्‌ 
को कहा, “भन्ते ! जिस ग्वाले ने आज अपने हाथों से बुरु-प्रमल्ल भिश्लु- 
संघ को नये मक्खन और बहुत थोड़े पानी के साथ तेयार की गई खीर 





१ सीमन्तरिकाय--“ » गाँव की सीमा के भीतर ही | गाँव वाले 
एक तालाब के कारण इस गाले से लड़ गए थे | ग्वाले ने लोगों को दबा 
कर तालाब पर दखल कर लिया था | इसी बेर से किसी पुरुष ने उस 
समय अवसर पा, तीर चज्ञा कर, उसे मार डाला ।” (अट्ठकथा) 


ण्छ ] उदान [ ४.४. 


परोस-परोस कर खिलाया ; उसे किसी पुरुष ने सीमा को लेकर लड़ाई 
ऋगडा हो जाने के कारण जान से मार दिया ; 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े -- 


“जितनी हानि शत्रु शत्रु की, और बेरी बेरी को करता है 
झूठे मार्ग पर लगा चित्त उससे अधिक बुराई करता है ”॥३॥ 


बुक ओम 
भ्ँ व्कु 


४--सारिपुत्र के शिर पर यक्ष का प्रहार देना 


ऐसा मैंने सुना। 


एक समय, भगवान्‌ राजगृह के वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार 
करते थे । 

उस समय, अआयुष्मान सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ महामोद्गर्या- 
यन कपोत कन्दरा'" में विहार करते थे। उस समय, उसी दिन शिर 
मुड़वाए आयुष्मान्‌ सारिपुत्र शुक्ल-पक्त की रात में खुले मैदान में समाधि 
लगाए बढें थे। उस समय दो यक्ष मित्र किसी काम में उत्तर दिशा से 
दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे । उन यक्षों ने उसी दिन शिर मुड़वाए 
भायुध्मान्‌ सारिपुत्र को शुक्ल-पक्त की रात में खुले मैदान में बेढा देखा। 


१ धस्मपद्‌ में भी यह गाथा आईं है । देखो ३। १० 

२ कपोतकन्द्रा-- “इस नाम के विहार में। उस प्रत-कन्दरा में 
पहले बहुत कपोत रहा करते थे; इस लिये उसका नाम 'कपोत कन्दरा 
पड़ गया था । उससे हटकर जो विहार बना था, उसका नाम भी “कपोत- 
कन्दरा' प्रसिद्ध हो गया था ।”” (अद्भकथा) 


४३.४. ] मेघिय वर्ग [ ५७ 


देखकर, एक यद्ष ने दूसरे यत्त से कहा, “मित्र ! मेरी इच्छा हो रही है 
कि इस श्रमण के शिर पर एक प्रद्दार हूँ ।” 

उसके ऐसा कहने पर दूसरे यक्ष ने कहा, “मित्र ! रहने दो, इस 
श्रमण से मत लगो ! इस श्रमण का तेज और प्रताप बड़ा भारी है !” 

दूसरी बार भी, पहले यक्ष ने दूसरे यक्ष से कहा, “मित्र ! मेरी 
हच्छा हो रहो है कि इस श्रमण के शिर पर एक प्रहार दूँ ।”” 

दूसरी बार भी, दूसरे यक्ष ने पदले यक्ष से कहा, “मित्र ! रहने दो १ 
हुस भ्रमण से सत लगो । इस श्रमग का तेज और प्रताप बढ़ा भारी है।” 

तीक्षरी बार भी, पदले यक्ष ने दूपरे यक्ष से कहा, ““मिन्न ! मेरी 
इच्छा दो रही है कि इस श्रमण के शिर पर एक प्रहार दूँ ।” 


तीसरी बार भी, दूसरे यज्ञ ने पहले यक्ष को कहा, “मित्र | रहने दो ! 
इस श्रमण से मत लगो | इस श्रमण का तेज और प्रताप बड़ा भारी है।” 

तब, पहले यज्ञ ने दूसरे यक्ष के कहे हुए को न मात्र, आयुष्मानू 
सारिपुत्र के शिर पर एक प्रहार दिया । उस अहार से सात या आठ हाथ 
ऊँचा हाथी भी गिर पड़ता, पबंत-कूट भी चूर चूर हो जाता | सो वह 
यत्त 'जल रह। हूँ, जल रहा हूँ कहते वहीं से घोर नरक में गिर पड़ा । 

आयुष्मान्‌ महामोद्गद्यायन ने अपने अत्वौकिक दिव्य विशद्ध 
चत्त॒ से उस यक्ष को आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के शिर पर प्रहार करते 
देखा । देखकर, जहाँ भायुष्मान्‌ खारिपुत्र थे, वहाँ गये झौर उनसे 
बोले, “भ्रावुस ! कुशल तो है ? कुछ कष्ट तो नहीं है ९” 

आबुस मोदगल्यायन ! बिलकुत्न कुशल्ञ है $ हाँ, मेरे शिर में कुछ 
द्दं सा प्रतीत होता है । 

आवुस सारिपुत्र |! बड़ा आश्चय है, बढ़ा भ्रदूभुत है! आप 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का तेज और प्रताप बढ़ा भारी है। आबुस 
सारिपुत्र ! किसी यक्ष ने आप के शिर पर एक प्रहार दिया था। वह 


५६ |] डउदान [ ७.५. 


प्रहार ऐसा कड़ा था कि उसके पड़ने से सात या आठ हाथ ऊंचा हाथी 
भी गिर पड़ता, पर्वत कूट भी चूर चूर हो जाता । 
तब, भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र बोले, “मुझे बिलकुल कुशल है; हाँ 
मेरे शिर में कुछ दर्द सा प्रतीत हो रहा है । 
आबुस मौदगल्यायन ! बड़ा भ्राश्चय है, बड़ा भ्रदूभुत है ! भायु 
प्मान महामौद्‌गल्यायन का तेज और प्रताप इतना बढ़ा है कि यज्ञों को 
भी देख लेते हैं, में तो श्रभी गुदढी लगाएं किसी पिशाच को भी 
नहीं देखता । 
भगवान्‌ ने अपने अलौकिक विशुद्ध दिव्य श्रोत्र से उन दो महानागों 
के इस कथा-संज्ञाप को सुना। 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ये शब्द 
निकल्ल पड़े-- 
“जिसका चित्त शिक्षा के ऐसा अचल रहता ढे, 
राग उत्पन्न करने वाले विषयों में न श्रनुरक्त होता है, 
और, क्रोध कराने वाले विषयों में क्रोध भी नहीं करता, 
जो ध्यान लगाना जान खुका है 
उसे क्यों कर दुःख हो सकता है” ॥४॥ 


कक सुमैंह 
रे भर 


४--पालिलेय्यक के रक्षितवन में भगवान्‌ का एकान्तवास | 
हरितराज का उपस्थान 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ कौशाम्बी में घोषिताराम में विहार कर रहे 
थे । उस समय, भगवान्‌ के पास भिक्ष, भिक्षणी, उपासक, उपासिका, 


राजा, मन्त्री, दूसरे मत वाले साथु तथा उनके श्रावकों को भौड़ लगा 
रहती थी--वे चेन भी करने नहीं पाते थे ॥ 


३.७५, ] मेघिय वर्ग [ ७७ 


तब, भगवान्‌ के मन में हुआ, “आजकल मेरे पास ० भीड़ लगी 
रहती है-- में चेन भी करने नहीं पाता । तो में इन्हें छोड़, जाकर कहीं 
एकान्त में रहूँ ।” तब, भगवान्‌ सुबह में, पहन, ओर पात्र चीषर ले 
कोशास्बी में भित्नाटन के लिए पेठे । भिक्षाटन से लोट, भोजन कर लेने 
के बाद स्वयं अपना आसन उठा, पात्र चीवर ले, अपने सेवक-मिक्ष को 
बिना कुछ कहे, भिक्त संघ से बिना मिले, अकेले ही, जहां पालिलेय्यक 
है, उधर रमत (5-चारिका, के लिए. चल पड़े । रमत लगाते, क्रमशः 
जहां पालिलेय्यक है वहाँ पहुँठे । भगवान्‌ पालिलेय्यक में रक्तितवन 
में भद्रशाल वच्त के नीचे विहार करने लगे | 

एक महाहस्तिराज भी हाथी ,हथनी ओर कणेरु के बड़े कुण्ड के साथ 
विद्ार करते थे। उन्हें अपने बड़े परिवार से रोंदे गए तृण खाने को मिलते 
थे । उनकी तोड़ी हुईं ऊची ऊँची शाखाओं को सभी खा जाते थे । उन्हें 
गँदले पानी पीने को मिलते थे । जलाशय में उत्तरते समय हथिनियाँ 
उनके शरीर से रगड़ती उतरती थीं । इस कुण्ड में रहना उनको दुःखद 
हो गया था--उन्हें चेन करना भी नहीं मिलता था। उन हस्तिराज के 
मन में यह हुआ, “० इस कुण्ड में रहना मुझे दु.खद हो गया है-- 
मुझे चेन करना भी नहीं मिलता | तो में चलकर कहीं एकान्त में रहूं ।* 
सो, वे हस्तिराज कुण्ड को छोड़, पा'लिलेय्यक के रक्षितवन में भद्र- 
'शाल वृक्ष के नीचे, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए। जाकर, जहाँ भगवान्‌ 
रहते थे, उसके आस पास जगह को साफ सुथरा करने लगे, सूँड़ से 
अगवान्‌ के लिए जल और भोजन ज्ञाकर उनकी सेवा करने लगे । 

तब, एकान्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के चित्त में ऐसा वितक 
उठा, “पहले मेरे पास ० भीड़ लगी रहती थी, चेन करना भी नहीं 


मिलता था- इस समय मेरे पास कोई ० भीड़ नहीं है, में आनन्द ओर 
चैन के साथ रहता हूँ ।? 


हस्तिराज के मन में भी हुआ, पहले ० कुण्ड में रहना सुझेदु ःखद 


भय ] उदान [ ४.६. 


हो गया था,चैन करना भी नहीं मिलता था--इस समय क्ुणड से झलग 
हो ० आनन्द भौर चेन के साथ रहता हूँ। 
तब, भगवान्‌ अपने और हस्तिराज, दोनों के वितक को जान, उदान 
के ये शब्द बोल उठे--- 
“घन में श्रकेला विहार करनेवाले इस बड़े-बड़े दाँत वाले 
हाथी का चित्त बुद( ८ नाग ८ निष्पाप)के चित्तके समान ही है”?।॥|५॥ 


५ ५) 
३५३ ९५ +३०+%६५ 
५ 

५ ३.क 


६--बुद्धों का उपदेश 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ आ्रावस्ती में अनाथपिरिडक के जेतवन 
आराम में विहार कर रहे थे । 
उस समय आयुष्मान पिश्डोलभारद्वाज भगवान्‌ के पास ही आसन 
छगाए, शरीर को सीधा किए बेंठे थे--जो बन-वासी (८ आरण्यक' 
पिण्डपातिक, पांसुकूलिक, केवल तीन चीवर धारण करनेवाले, अ्पेच्छ, 
सनन्‍्तुष्ट, एकान्तप्रिय, लोगों से श्रधिक मिलने जुलनेवाल नहीं, उत्साही 
धुताड़ चत पालन करनेवाले तथा ध्यात का अभ्यास करनेवाले थे । 


भगवान्‌ ने पास ही में आयुष्मान्‌ पिएडोल भारद्वाज को आसन 
लगाए, शरीर को सीधा किए देखा--जो वन-दासी पिण्डपातिक ० थे । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मु ह से उदान के ये शब्द निकक्त 
पढ़े--- 
“वाणी तथा शरीर से किसी को दुःख न देना, 
प्रातिमोक्ष के स्रंयमों को पालन करना, 


फीकनन्‍न«, व. मत विभनभणत निररिज-न+-3« ७ “नजजन«म>कममार 


१ ईंसादन्तस्स--जिसके दाँत चकके के आर के समान हें । 


ह.८. ] मेघिय वर्ग [ ५९ 


भोजन में हिप्लाब रखना, 

बन में निवास करना, 

योग से चित्त को शिक्षित करना, 
यहो बुद्धों का उपदेश दै” ।॥।६।। 


० ४ 
के ८ 
३५१ ११ ९७५९ 


का 
| 


७--मुनि को शोक नहीं होते 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ ध्रावस्ती में अनाथपिरिंडक के जेतवन 
झाराम में विहार कर रहे थे । 
डस समय आयुष्मान सारिपृत्र भगवान्‌ के पास ही आसन ल्ञगाएं, 
शरीर को सीधा किए बठे थे--जो बड़े अब्पेच्छु, संतुष्ट, एकान्तप्रिय, लोगों 
से श्रधिक मिलने जुल्नने वाले नहीं, उत्साही भरे थोगाभ्यास करने वाले थे। 


>>-२2 


भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारेपुत्र को पार्स ही आसन लगाए, शरीर 
को सीधा किये बेठे देखा ० । 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ये शब्द निकल पड़े- 

“प्रमाद-रहित चित्त वाले, तथा चुप रहने वाले सुनि को शोक 
नहीं होते, जो सद्‌। स्खतिमान्‌ हो शान्त रहते हैं? ॥७॥ 


का, 
९०७४ 
रत 


कं 


फ 
है. 
कक 
डर 


८-सुन्द्री परित्राजिका की हत्या 


ऐसा मेंने सुना। 
एक समय भगत्रान्‌ शभ्रावस्ती में अनाथपिणिडक के जेतवन 
झाराम में विहार करते थे । 


६० ] उदान _ [ #.प्ट 


उस समय, लोग भगवान्‌ का बड़ा प्त्कार ८ आदर ८ सम्मान कर रहे 
थे। पूजित और प्रतिष्ठित हो उन्हें चोवर, पिण्डपात, शयनासन, और 
ग्लान प्रत्यय बराबर प्राप्त होते थे । लोग भिक्षु-संघ का भी बड़ा सरकार ०। 

किंतु, दूसरे मत के साधुओं को कोई सत्कार 5 आदर ८ सम्मान 
नहीं करता था ; उनकी पूजा-प्रतिष्टा भी नहीं होती थी ; उन्हें चीवर ० 
भी प्राप्त नहीं होते थे । 

तब, दूसरे मत के साधु, भगवान्‌ और भिक्षु-संघ के ससकार को सह 
नहीं सकने के कारण, जहाँ सुन्द्री' नाम की परित्राजिका थी, वहाँ गये 
और बोले, “बहन ! क्या हम बन्धुओं की कुछ भलाई कर सकता है ! 

भाई ! में क्या करूँ ? में क्या कर सकती हूँ ! बन्छुओं की भल्लाई 
के लिए में अपने प्राण भी दे सकती हूं । 

बहन ! तो तुरत जेतवन चत्तो । 

“भाई ! बहुत अच्छा, ” कह सुन्द्री परिवराजिका, उन दूसरे मत 
के साधुओं को उत्तर दे, तुरत जेतवन चली गई । 

जब उन दूसरे मत के साधुओं ने जान लिया कि 'सुन्द्री' परि- 
ब्राजिका उनका कहना सान, तुरत ही जेतचन के लिए प्रस्थान कर रही 
है, तब उसे (एकान्त में कहीं) जान से मार, जेतवन के पास दी एक 
गढ़े में उसके शरीर को छिपा दिया । तब, वे, जहाँ कोशल राज प्रसेन- 


जित था, वहाँ गये और बोले, “महाराज ! सन्दरी परिन्नाजिका नहीं 
दिखाई दे रही है 


आप लोगों का सन्देह कहाँ जाता है ? 

महाराज ! ज़तवन में | 

तो जाकर जेतवन की तलाशी लें | 

तब, उन ० लोगों ने जतवन की तब्बाशी के, उल गढ़े से (सुन्द्री 
परिवाज्िका के शरीर को) निकाल लिया | डसे बॉस के उट्भर पर उठा 
श्रावस्ती में प्रवेश किया ; एक गल्ली से दूसरी ग्ली, एक चौराहे से 


४.८. ] मेघिय वर्ग [ ६१ 


दूसरे चौराहे पर उसे ले जाकर मनुष्यों को भड़काया-भाई ! बौद्ध 
भिक्षुओं (+ शाक्यपुत्रों) की करतूत को देखो : ये बौद्ध भिक्षु निल॑ज्न हैं 
दुःशील हैं, पापी हैं, कूठे हैं, व्यभिचारी हैं। लोग इन्हें बढ़ा घर्माव्मा, 
संयमी, अह्मचारी, सच्चे, शीलवान्‌, ओर पुण्यवान्‌ समझे बैठे हैं । न तो 
इन में अ्रमण-साव है और न निष्पापता (+ ब्राह्मएय) : इनके श्रमण- 
भाव और इनकी निष्पापता सभी नष्ट हो चके हैं। इनमें अ्रमण-भाव 
कहाँ से ! निष्पापता कहाँ से !! इन से श्रमण-भाव निकल गया है, 
निष्पापता निकल गई दै। व्यभिचार करने के बाद, स्त्री को जान से मार 
डालना, उन्हें उचित नहीं था |» 

उस समय, श्रावस्ती में लोग भिक्षुओं को देखकर असभ्य और 
कड़े शब्दों से उन्हें दुत्कारते, घिक्क्रारते और गालियाँ देते थे-ये बौद्ध 
भिक्ष निदल्ज हैं ० व्यभिचार करने के बाद, सत्री को जान से मार 
डालना, इन्हें डचित नहीं था ! 


तब, सुबह में कुछ भिक्षु, पहन, और पात्र चीवर ले श्राचस्ती में 
भिक्षाटन के लिए पेठे । भिक्षाटन से लौट, भोजन कर लेने के बाद, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए । 
एक ओर बेठे हुए उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! इस समय, 
भ्रावस्ती में लोग भिक्तुओ्रों को देखकर असभ्य और कड़े शब्दों से उन्हें 
दुत्कारते, धिक्‍्कारते और गालियाँ देते हैं--ये बौद्ध-मित्त, निलज्न हैं 2 
व्यभिचार करने के बाद, ख्री को, जान से मार डालना, इन्हें उचित नहीं था। 

भमिक्षओ्ओ ! यह बात बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, केवल सप्ताह भर 
रह, उसके बाद बन्द हो जायगी । मिक्तओ ! जो सिक्षओं को देख कर ०. 
गाक्ियों द, उन्हें तुम इस गाथा ( ८ श्लोक) से उत्तर दो-- 

“भूठ बोलने वाले नरक में पढ़ते हैं, 

ओर वे भी, जो कर के कहते हैं, “हमने नहीं क्रिया! ' 


४२ |] डदान [ ४.३; 


रुत्यु के बाद परलोक में जाकर 
गैनों नोच-काम-करने वालों की गति समान होती है” 
तब, वे भिकत्त भगवान्‌ से यह गाथा सीख, जो भिक्षुओं को देख- 
कर ० गालियाँ देते थे, उन्‍हें इसो गाथा को कहकर उत्तर देने लगे । 
मनुष्यों के मन में यह हुआ, “इन बोद्ध भिक्षुओं ने ऐसा नहीं 
किया होगा, ये बराबर सौगन्ब खाते हैं !”” 
वह बात बहुत दिनों तक नहीं रही, केवल सप्ताह भर रद्द, उसके 
धाद बन्द हो गई। 
तब, कुछ भिक्ष, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ का अभि- 
बादन कर एक ओर बेठ गए। एक ओर बेठे हुए उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
को कहा, ““भन्ते ! बड़ा आश्चय है, बड़ा अद्भुत है ! भगवान्‌ ने ठाक 
ही कहा था, 'यह बात बहन दिनों तक नहीं रद्देगी, केवल सप्ताह भर रह, 
उसके बाद बन्द हो जायगी ।? भन्ते ! वह बात सचमुच में बन्द द्वो गई । 
इसे जान, उस समश्र भगनान्‌ के सुह से 3दान के ये शब्द 
निकल्ल पड़े-- ६.६ -- ३०» ४५४, /४ 
“अविनीत पुरुष दूसरों के कहने से भड़क द्वी जाते हैं 
जैसे संग्राम में पेंठा हाथी चाण लगने पर । 
कड़े वचन सुन, भिक्षुओं को सह लेता चाहि 
झपने मन में बिना कोई द्वष भाव लाए ॥८ा॥। 


के कक, 
#५३ ९५५ 


है 
कक 
छ 


ऐ 


१ि५.# 
के हैक 
६ अर] 


श्र 


६--आयुष्मान्‌ उपसेन के वितक 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृद् के वेल्ुवन कल्नन्दक निदाप में 
विद्ार करते थे । 


४.१०, ] मेधिय वर्ग [ ६ई 


तब, एकान्त में ध्यान करते समय वंगन्तपुत्र आयुष्मान उपसेन के 
चित्त में ऐसा वितक उठा, अरे | धन्य मेरा भाग्य !! मेरे गुरु स्वयं अहंत, 
सम्यक्‌ सग्बुद्ध भगवान्‌ हैं, इतने सुन्दर घर्मंविनय में, में घर से बेघर 
होकर प्रश्नज्ञित हुआ हूँ, मेरे गुरुभाई भी सभी शीलवान्‌ और पुण्यवान्‌ 
हैं; में भी शीलों को पूरा पूरा पालता हूं, ध्यान लगाया करता हूँ, .. मेरा 
चित्त एकाय हो गया है, मैं अहंत्‌ हो गया हूं, मेरे आश्रव क्षीर्ण. हो गए 


हैं, मेरा तेज और प्रताप बड़ा भारी है; मेरा जीना और मरना दोनों 
सफल द्वो गया । 


तब, दंगन्तपुत्र आयुष्मान्‌ उपसेन छे चित्त को अपने चित्त से जान, 
ठस समय भगवान्‌ के झ्ुंह से उदान के ये शब्द निकल पड़े--- 
“जो जीता रह अनुताप नहीं करता, 
म्॒व्यु के आने से जिसे डर नहीं द्ोता, 
ज्ञान प्राप्त किया हुआ वह धीर पुरुष 
इस शोकाकुल संसार में शोक नहीं करता || 
जिसकी भव-तृष्णा मिट गईं है, 
जिस भिक्षु का चित्त शान्त हो गया है, 
उसका संसार में आना रुक जाता हे 


उसका पुनजन्‍न्म नहीं होता” || ९ ॥ 


कक 
८ की 


१०--भव-तृष्णा मिट जाने से मुक्ति होती है 


का 
भ्थ कै; 


५9 
शव 


ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ श्राचस्ती में अनाथपिणिडिक के जेतवन 
आराम में विह्दार कर रहे थे । 


उस समय, झायुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ के पाल ही आसन लगाए, 
शरोर को सीधा किए, अपने शान्त-भाव का मनन करते बैठे थे । 


६४ ] उदान [ ४.१०. 


भगवान ने आयुष्मान्‌ सारिपत्र को पास ही आसन लगाए, शरीर 
को सीधा किए, अपने शान्त-भाव का मनन करते बंठा देखा । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुद्द से उदान के ये शब्द निकत्ल 
पढ़े-- 
“जिसका चिंत्त शान्त हो गया है 
जिस भिक्त की भेव-तृष्णा" मिट गईं है 
सका संसार में आना रुक जाता है 
मार( «८ स॒त्यु)के बन्धन से वह सुक्त द्वो जाता है” ॥३०॥४ 


4 नेत्ति “नेति कद्दते हैं 'भव-तृष्ण को” (अद्वकथा) 


पाँचवाँ वर्गं 
सोन स्थविर का वर्ग 


१--असेनजित और मल्लिका देवी की बात-चीत । 
अपने से बढ़कंर कोई दूसरा प्यारा नहीं है 


ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिर्डिक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 


उस समय कोशलराज प्रसेनजित (अपनी रानी) मह्लिका देवी के 
साथ ग्रासाद के ऊपरवाले तढले पर गए थे। तब, कोशलराज प्रसेनजित 
ने मल्लिका देवी को कहा, “मह्लिके ! तुम्हें अपने से बढ़ कर प्यारा 
कोई दूसरा है ?” 

नहीं, महाराज ! मुझे अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नहीं है । 
महाराज | क्या आपको अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा है १ * 

नहीं मह्लिके ! मुझे भी अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नहीं है। 

तत्र, कोशलराज प्रसेनजित प्रासाद से उतर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गया ।- एक ओर बेटे 
हुए कोशलराज प्रसेनजित ने भगवान्‌ को कहा,“भन्‍्ते! में मल्लिका देवी 
के साथ प्रासाद के ऊपरवाले तले पर गया था : वहाँ मैंने मल्लिका देवी 
से कहा--मल्ल्िके ! तुम्हें अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा है १” 

“मेरे ऐसा कहने पर मद्ल्िका देवी ने कहा--नहीं महाराज ! मुझे 

रु 


54६ |] 3दान [ ५, २, 


अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नहीं है। मद्दाराज ! क्या आपको अपने 
से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा है ! 

“भन्ते ! मल्लिका देवी के यह पूछने पर मैंने उससे कहा--नहीं 
मल्लिके ! मुझे भी अ्रपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नहीं हे ।” 

इसे जान, उस समय भगवान के मुँह से उदान के ये शब्द निकल 
पढ़े-- “मन को सभी भर दोड़ा, 

अपने से अधिक प्यारा कोई नहीं मिलता । 
दूसरों को भी अपना वैसा ही हें, रे 


ई। # 


तब, अपनो भलाई चाहनेवाला दूसरों को न सतावे॥१॥ 


ँ 


५. 


कप 
+१०९५५ 
का 


२. 
५ 
है 


री 


क्र, 
३ 


२--बोधिसत्व को माता 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 
झाराम में विहार करते थे। 

तब, साँक को आयुष्मान्‌ आनन्द समाधि से उठ, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये एक ओरे बेटे 
हुए आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को कहद्दा, “सन्‍्ते ! बढ़ा आश्चये हे, 
बढ़ा अछुत है ! कि भगवान्‌ की माता इतनी कम आयु तक ही जी सकीं; 
भगवान्‌ के जन्म के एक सप्ताह बाद ही मरकर “तुसितकाया' देवलोक में 
उत्पन्न हुईं ।” | 

हाँ आनन्द ! बोधिखत्व की मातायें कम आयु तक ही जीती हैं; 
बोधिसत्व के जन्म के एक सप्ताह बाद डी मरकर 'तुसितकाया' देवल्ोक में 
उत्पव्न होती हैं । 

हसे जान,उस सभय भगवान के मुह से उदान के थे शब्द निकक्ष पढ़े- 


७३. |] सोन स्थविर का वर्ग [ ६७ 


“जो हुए हैं और होंगे, सभी शरीर छोड़ कर 
अवश्य मर जाएंगे । 

परणिडत जन, इसे जान ओर सुन, 
संयम से ब्रह्मचय पालन कर ॥२॥ 


५ फच/ 

ब्+थ् 
५ 

न्द | 


३--सुप्रबुद कोढ़ी की कथा 


ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ राजग्ृह के वेल्ुवन कलन्दक निवाप में विहार 
करते थे । 

उस समय, राजगृह में सप्रबुद्ध नाम का ए कोढ़िया रहता था--- 
मद्ादरिद्र, दुःखी और असहाय | 

उस समय, भगवान्‌ बड़ी भारी परिषद्‌ के बीच बेठकर धर्मोपदेश 
कर रहे थ॑। 

सप्रबुद्ध ० ने दूर ही से उस बढ़ी भीड़ को इकट्ठी होते देखा। 
देखकर उसके मन में हुआ, “अवश्य वहाँ कुछ खाने पीने की चीज 
बॉँटी जाती होगी--तो में भो, जहाँ यह भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहाँ 
चल ; तुरत ही मुम्छे भी कुछ खाने-पीने को चीज मित्र जायगो । 

तब, सुभबुद्ध ०, जहाँ वह बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, वहाँ गया । वहाँ, 
डसने भगवान्‌ को बड़ी भारी परिषद्‌ के बीच बेठकर धर्मोपदेश करते 
देखा । देखकर, उसके मन में यह हुआ, “भरे | यहाँ ख।ने पीने की 
कोई चीज नहीं बॉँटो जा रही है। अमण गोतम लोगों को धर्मोपदेश 
कर रहे हैं। तो मैं भी धर्म सुनूँ ।” सो वह वहीं पर एक किनारे बेठ 
रहा--मैं भी धस सुने गा । 


दष ] उदान [ ४७.३. 


तब, भगवान ने सारी परिषद्‌ को ध्यान से देखा--यहाँ घम समझने 
वाला सबसे योग्य व्यक्ति कौन है ? भगवान्‌ ने सप्रबुद्ध कोढ़ी को उस 
परिषद्‌ में बेठे देखा | देखकर उनके मन में हुआ, “यहाँ धर्म समझने 
वाला सचसे योग्य व्यक्ति यही है ।” सप्रबुद्ध ० को लच्य करके ही 
उन्होंने आलजुपूर्वी कथा कद्दी जैसे--दान-कथा;, शील-कथा; स्वर्ग-कथा 
कामों से पड़ने को हानियां, उनकी बुराइयां, उनके पाप; और नेष्क्रम्य 
की प्रशंसाय । 

जब भगवान्‌ ने जान लिया कि सम्रबुद्ध का चित्त स्वच्छ, खदु, 
अनुकूल उत्साहित और श्रद्धालु हो गया है, तब बुद्धों का जो अ्रपना 
उपदेश है, उस “दुःख, समुदय, निरोध, और मार्ग! को समस्या. 

जैसे शुद्ध स्वेत वस्त्र रंग को ठीक से पकड़ ल्लेता है, वेसे ही सप्रबुद्ध० 
को उसी आखन पर राग रहित, निर्मल धम-ज्ञान उत्पन्न हो गया-- 
“संसार में जो चस्तु उदय होती है, उनका छय भी अवश्य द्वोता है। 


तब, सप्रबुद्ध कोढ़ी ने घम को देख लिया, धम को पा लिया, धम 
को जान लिया, धर्म के रहस्य को प्राप्त कर लिया । उसके सारे सन्देह जाते 
रहे, उसकी सारी शंकायें मिट गईं । उसे पूरा विश्वास हो गया भर 
बुरू-धर्म में अटल श्रद्धां हो गईं । 

वह आसन से उठ, जहां भगवान्‌ थे, वहां गया और भगवान्‌ का 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे हुए उस सम्रबुद्ध कोढ़ी 
ने भगवान्‌ से कहा, “ भन्‍्ते ! आपने खूब समझ्काया ! भन्‍्ते ! जैसे उल्टे 
को सीधा कर दे, ढके को खोल दे, भटके हुए को भाग बता दे, अंधकार 
में तेल का प्रदीप जला दे--भश्रांख वाले चीजों को देख लो, बसे ही अनेक 
अकार से भगवान्‌ ने धर्मोपदेश किया । भन्‍्ते ! में भगवान्‌ की शरण में 
जाता हूँ, धर्म की और भिक्षु-संघ की । आज से जन्म भर मुर्के अपनी 
शरण में आया उपासक स्वीकर करे । 


७.३. ] सोन स्थविर का वग [ ६६ 


तब, सप्रबुद्ध कोढ़ी भगवान्‌ के द्वारा धर्मोपदेश से दिखाया गया, 
बतलाया गया, उत्साहित और पुलत्नकित किया गया, भगवान्‌ के कहे का 
अभिननन्‍्दन ओर अनुमोदन कर, आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम और 
शिया कर चला गया । तब, रुप्रबुद्ध ० को नये सांड ने पटक कर 
जान से मार डाला । 

तब, कुछ भिक्षु, जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ का अभि- 
चादन कर एक ओर बैठ गए । एक ओर बेठे हुए उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
को कहा, “भन्ते ! भगवान्‌ ने जिस सुप्रबुद्ध कोढ़ी को धर्मोपदेश ० किया 
था बद्द मर गया । अब, उसकी क्या गति होगी ? 


भिक्षुओ ! सुप्रबुद्ध कोढ़ी पण्डित था, निर्वाण के साय पर आ गया 
था। मेरे धर्मोपदेश को डसने सफल बनाया। मिक्षओ : खुप्रबुद्ध कोढ़ी 
संसार के तीन बन्धनों को पारकर स्रोतापन्‍न ' हो चुका, अब वह सार्ग- 
ध्युत नहीं हो सकता, उसका निर्वाण पाना निश्चित है । 

भगवान्‌ के ऐसा कहने पर एक भिक्तू बोला, “भन्ते | क्‍या कारण 
था कि सुप्रबुद्ध कोढी इतना, दीन, हीन और असहाय था ? 


।“भिक्षओ ! बहुत पहले सुप्रबुद्ध कोढ़ी इसी राजयसूह में एक सेठ का 
लड़का था । बागीचे की ओर जाते हुए 'तगरशिखि' प्रत्येक बुद्ध को, 
उसने देखा, जो नगर में भिक्षाटन करने जा रहे थे। देखकर उसके मनमें 
आराया, “कौन यह कोढ़ी जा रहा है !” स्रो चह थुक फेंककर चला गया। 
उस पापकर्म के फलस्वरूप वह अनेक सौ, हजार और लाख चर्षो तक 
नरक में पकता रहा। उसी पाप के फल से वह इस बार राजग्रह में 
कोढी, दीन, हीन और अ्रसहाय हुआ | चुद्ध के धमंविनय को जान, उसे 
बढ़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई--शील, विद्या, त्याग, प्रज्ञा सभी गुण उसमें 





अर्िनाअ०मकन+3/१कप+०+म मनन ५ कननन न न किन कम 


१ देखो--मिलिन्दप्रश्न, बोघिनी, एष्ट १८. ३९. 


७० ] उदान [ २.१०, 


आ गए । इस ० के कारण वह मरकर तावतिंस देवल्लोक में उत्पन्त हुआ। 
है। वहाँ वह दूसरे देवों से वर्ण और यश में बढ़ चढ़कर है। 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सुँह से उदान के ये शब्द निकल 
पढ़े--- 
“ज्ञानी दुगु णों को छोड़ने का यत्न करे, 
पंडित जन जीते जी पार्षपो को छोड़ दे” ॥३॥॥ 


पक, कक 
कि ५ #५+ ९५ 


४-मछली मारनेवाले लड़कों को भगवान्‌ का उपदेश 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिरिडक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 


उस समय कुछ लड़के भ्रावरुती और जेतवन के बीच मछली मार 
रहे थे । 

तब, भगतन्नान्‌ सुबह में, पहन, पात्र चीचर ले भिज्षाटन के लिए 
आवस्ती में पैठ रहे थे । भगवान ने उन लड़कों को भ्रावस्ती ओर 
ज्ञेतवन के बीच मछली मारते देखा। देखकर भगवान्‌, जहाँ वे लड़के 
थे, वहाँ गए और बोले, ““क्षड़को ! तुम हुःख से क्या डरते हो? क्‍या 
तुम्हें दुःख अप्रिय है ?” 

हाँ भन्‍्ते ! हम दुःख से बहुत डरते हैं, दुःख इसमें अभय है । 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पढ़े-- “यदि तुम्हें दुःख श्रप्रिय हे, तो पाप सत करो-प्रगट या छिप कर, 
यदि पाप-कर्म करोगे या करते हो तो दुःख से मुक्ति नहीं हो 

सकती , चाहे भागकर कहीं भी जाओ”? ॥४॥ 


कस / छुआ, 
१५३ ५५५ केक भर 
कं 6३ 


७,७५, ] स्रोन स्थविर का वर्ग [ ७२ 


४--भगवान्‌ का प्रातिमोक्ष-उपदेश करना 


ऐसा मेंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ शआ्रवस्ती में स्॒गारमाता के पूर्वाराम प्रासाद 
में विहार करते थे । उस समय, उपोसथ के दिन भगवान भिक्षु-संघ के 
बीच बेठे थे । 

तब, रात का पहला याम निकल जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द 
आसन से उठ, चीवर को एक कंधे पर संभाल, भगवान की ओर हाथ 
जोड़कर बोले, “भन्‍्ते ! रात का पहला यास निकल गया । बहुत देर से 
मिक्षु-संघ बेठा है। भगवान्‌ भिक्ष-संघ को आतिमोक्ष का उपदेश करें।” 

( आनन्द के ) ऐसा कहने पर भगवान्‌ चप रहे । 


दूसरी बार भी, रात का बिचला याम निकल्ल जाने पर, आयुष्सान्‌ 
आनन्द अपने आसन से उठ, चीवर को एक कंधे पर सम्हाल, भगवान्‌ 
की ओर हाथ जोड़कर बोले, “भन्‍्ते ! रात का बिचला याम निकल्ल गया । 
बहुत देर से भिक्षुसंघ बेठा है। भगवान्‌ भिक्षु-संघ को प्रातिमोज्ष का 
डपदेश करें ।” 

दूसरी बार भी भगवान्‌ चप रहे । 

तीसरी बार भी, रात का पिछला याम निकल जाने ओर सूरज उठ 
जाने पर आयुष्मान आनन्द अपने आसन से उठ, चीवर को एक कंधे 
पर सम्हाल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़कर बोले, “भन्‍्ते ! रात का 
पिछुल्ा याम निकक्ष गया, - सूरज भी उठ गया । बहुत देर से भिक्ष-संच 
बेठा ह । भगवान्‌ मिक्ष-संघ को प्रातिसोक्ष का उपदेश करें ।” 

आनन्द ! यह भिक्ष-परिषद्‌ अशुद्ध है । 

तब, आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन अपने चित्त से भिक्ष-परिषद्‌ की 
चारों ओर से जाँच करने लगे । आयुष्मान्‌ महामौद्‌गल्यायन ने उस 


७२ ] '. उदान [ ७.७, 


पुरुष को देख लिया जो दुःशील, पापी, घणित और नीच आचारों वाला, 
छिपकर दुराचार करने बाला, नकलो साथु, व्यभिचारी, सदाचार का 
ढोंग करने वाला, बुरे हृदय वाला, मर्ख, और बेकार था। वह भिक्षु-संघ 
के बीच बेठा था । 


तब, आयुष्मान्‌ महामोदगल्यायन अपने श्रासन से उठ, जहाँ वह 
भिक्षु बेठा था, वहाँ गए ओर बोले, “भ्रावुस | उठो, भगवान ने तुम्हें 
देख लिया है, तुम भिन्नुओं के साथ नहीं रह सकते ।” 

इसपर वह पुरुष चप रहा। 

दूसरी बार भी, श्रायुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन बोले, “आखुस ! 
उठो, भगवान ने तुम्हें देख लिया है, तुम भिक्षुश्रों के साथ नहीं रद्द सकते ।” 

दूसरी बार भो, वह पुरुष चप रहा। 

तीसरी बार भी, आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन बोल, “आदवुस ! 
उठो, भगवान्‌ ने तुम्हें देख लिया है, तुम भिल्लुओं के साथ नहीं रह सकते। ” 

तीसरी बार भी, तह पुरुष चप रहा । 


तब, आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन्‌ ने उस पुरुष की बाँद पकड़, उसे 
दरवाजे के बाहर निकाल दिया ओर किवाड़ बन्द कर बेड़ी लगा दी 
तब, आयुष्मान्‌ महामोदगल्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और 
बोले, “भन्‍्ते ! मैंने उस पुरुष को निकाल दिया । अब परिषद्‌ शुद्ध हो 
गई । भन्‍्ते ! भगवान भिक्षु-संघ को श्रातिमोक्ष का उपदेश करें । 


मोद्गल्यायन ! बड़ी विचित्न बात है ! बॉह पकड़े जाने तक वह 
मोध-पुरुष बेठा रहा । तब, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, 
“भिक्षुओ ! अब, इसके बाद में उपोसथ नहों करूंगा, स्‍्रातिमोत्ष का उप- 
देश नहीं दूँगा । तुम लोग स्वयं उपोसथ कर लिया करना, स्वयं प्राति- 
मोक्ष का उपदेश दे लेना । भिक्षुओ | यह बात सम्भव नहीं कि बुद्ध 
अशुद्ध परिषद्‌ में उपोसथ करें और प्रातिमोक्ष का उपदेश दें । 


७.७, ] सोन स्थविर का चर्ग [ ७३ 


“भिक्ुओ ! मद्दाससुद्र में आठ आश्चय और अद्भुत धर्म हैं, जिन्हें 
देख कर असुर महासमुद्र में रमण करते हैं -- 


क्‌. महासमुद्र के आठ गुण 


$ भिक्षुओ ! महाससुद्र अत्यन्त क्रमश: नीचा और गहरा होता 
गया है। ० यह महासझुद्ध का पहल्ला आश्चय और अद्भुत घर्म है जिसे 
देख देखकर असुर महाससुद्र में रमण करते हैं । 2 

२. मिष्ठ ओ ! फिर, महाससुद्र स्थिर स्वभाव वाला है ; अपनी बेला 
' का उढ्लंघन नहीं करता । ० यह महाससुद्य का दूसरा आश्चय और 
अद्भुत धर्म है, जिसे देख देखकर असुर महासमुद्र में रमण करते हैं | 

३. भिक्षुओ ! फिर, महासझुद्द अपने में कोई म्तक शरीर नहीं 
रहने देता । बीच में यदि कोई रूतक शरीर पड़ जाता है, तो समुद्र शीघ्र 
ही उसे किनारे लगाकर जमीन पर फेंक देता है । ० यह महासमुद्र का 
त्तीसरा आश्चय और अद्भुत धम्म है, जिसे देख देखकर असुर महासमुद्र 
में रमण करते हैं। 


४. भिक्षुओ ! फिर, जितनी बढ़ी बड़ी नदियाँ हैं--गड्ा, यमुना, 
अचिरवती, मही--सभी महाससुद्र में गिरकर अपने पहले नाम और 
गोत्र को छोड़ देती हैं: सभी “महासमुद्र! के ही नाम से जानी जाती 
हैं। ० महासमुद्ग का यह चौथा आश्चय और अद्भुत धर्म है, जिसे देख 
देखकर असुर महासमुद्र में रमण करते हैं । 


७५. भिक्ुओ ! फिर, संसार में, जितनी नदियाँ हैं, सभी मदहयाससुद्ग में 
गिरती हैं--आकाश से धारायें भी गिरती हैं। इससे महासमुद्र की घटती 
'बढ़ती कुछ नहीं होती । ० महासमुद्र का यद्द पाँचवाँ आश्चय और 
अद्भुत धर्म है, जिसे देख देखकर असुर महासमुद्य में रमण करते हैं । 

६. भिक्षुओ ! फिर, महासमुद्ध का एक ही रस है--खारापन | ० 


७छ | उदान [ ५.५, 


महासमुद्ध का यह छुठा आश्चर्य और अद्भुत धर्म है, जिसे देख देखकर 
असुर मद्ासमुद्र में रमण करते हें । 

७. भिक्षुओ ! फिर, महासमुद्र में अनेक रत भरे पड़े हैं। उसमें ये 
रत्न हैं, जैसे--मोती, मणि, वेलय, शह्ढ, शिल्ा, में गा, रजत, जातरूप, 
लोहिताडू, मसारगढल । ० महासमद्र का यह सातरवाँ आश्चय ओर 
अद्भुत धर्म है, जिसे देख देखकर असुर महासमुद्र में रमण करते हैं। 

८. भिक्षुओ ! फिर, महाससुद्र में बढ़े बड़े जीव रहते हैं । उसमें ये 
जीव रहते हैं, जैसे--तिमि, तिमिदड्जिल, तिमिरपिद्ञल, असुर, नाग, 
गन्धवे । महासमुद में योजन भर लम्बे भी जीव हैं, दो, तीन, चार, पाँच 
योजन भर लम्बे भी जीव हैं । ० महासमुद्र का यद्द आठवॉाँ आश्चय और 
अद्भुत धर्म है, जिसे देख देखकर असुर महासमुद्र में रमण करते हैं। 


ख. बुद्ध-धर्म में महासझु॒द्र के आठ गुण 


भित्तओ ! इसी प्रकार, इस धर्म विनय में आठ झश्चय और 
अद्भुत धर्म हैं जिन्हें देख देख कर भिक्ष इस धर्म विनय में रमण करते 
हैं। कौन से आठ ? 


“ १. भिक्षुओ ! जैसे महासमुद्र' क्मशः नीचा और गहरा होता गया है 
वेसे हो इस धर्म विनय में शिक्षा, क्रिया, प्रतिपदा, सभी क्रमशः होते हैं। 
० इस धरम विनय का यह पहला आश्वये और अद्भुत धर्म है ० । 

२. भिक्षुओ ! जैसे महासमुद्र स्थिर स्वभाव वाला हो अपनी वेल्। का 
डढ्लंघन नहीं करता, बसे ही मैंने अपने श्रावकों को जिन शिक्षापदों का 
उपदेश किया है उनका वे प्राणों के निकल जाने पर भी उरलंघन नहीं 
करते । ० इस घमंविनय का यह दूसरा आश्चर्य और अद्भुत धर्म है ०। 


३. सिक्षुओं ! जैसे महासमुद्र अपने में कोई स्तक शरीर नहीं रहने 


७,४. | सोन स्थविर का वर्ग [ ७६ 


देता०, वेसे ही जो पुरुष दुःशील हे ० उसके साथ संघ नहीं रद्दता ।० 
इस धर्म-विनय का यह तीसरा आश्चय और अद्भुत धर्म हे ० । 


४. भिक्षओ ! जैसे जितनी बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं ० सभी 'महाससुद्र 
के नाम से ही जानी जाती हैं, वेसे ही--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वश्य, शद्ब--- 
चारों वर्ण के जो लोग इस धर्म विनय में घर से बेघर होकर भव्नजित 
होते हैं, अपने पहले नाम और गोत्र को छोड़ सभी “बोद्ध-सिक्ष””* इस 
एक नाम से जाने जाते हैं | ० यह चौथा घर्म ० । 

भित्तओ ! जसे ० उससे महा समुद्र की कुछ घटती बढ़ती नहीं 
होती, बेसे ही चाहे जितने भिक्ष निर्वाण पालें निर्वाण वही रहता हें । 
० यह पॉँचर्वां धर्म ०। 


६. भिक्तुओ ! जेसे महासमुद्र का खारापन एक ही रस, बेसे ही इस 
घ॒र्मं का केवल एक रस हे --विसुक्तिरस । ० यह छूठा घमे ० । 


७. भिक्ष ओ ! जेसे महासमुद्र में अनेक रत्न भरे पड़े हैं, वेसें ही इस 
धर्म में अनेक रत्न भरे पड़े हैं, जेसे---चार स्छृति प्रस्थान, सम्यक्‌ प्रधान 
चार ऋडद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल. सात बोध्यड्, आये अष्टाज्ञिक 
मार्ग ।* ० यह सातवाँ घम ० । 

८. भित्त ओ ! जेसे महाससुद्र में बड़े बड़े जीव रहते हैं ० बसे ही 
इस धर्म विनय -में बड़े बड़े जीव रहते हैं । वे बड़े बड़े जीव ये हैं. जेसें-- 
स्रोतापनन, खोतापित्त-फल की प्राप्ति के लिए मार्ग पर आरूढ़, सके 
गामी, सकृतागामी-फल्न की प्राप्ति के लिए मार्ग पर आरूढ़, अनागामो, 
अनागामी-फल्ल की प्राप्ति के लिए मार्ग पर आरूढ़, अहंत्‌, अहंत्‌-फत्न की 
प्राप्ति के लिए मार्ग पर आरूढ़ | ० यह आठवों घर्म ० । 


१ श्रमण शाक्यपुन्र । 
२ विशेष देखो मिल्िन्द्प्रश्न, बोधिनी, ए४8 १८ ३६० 


७६ ] डदान [ ४.६ 


भिक्षओ ! इस धर्म विनय में यही आठ आश्चय और अद्भुत धर्म है, 
जिन्हें देख देख कर भित्त॒ इस धर्म विनय में रमण करते हैं । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मु ह से उदान के ये शब्द निकल 


पड़े-- 
छिपा हुआ (पाप) लगा रहता है, 
खुला हुआ नहीं लगा रहता । 
इसलिए, छिपे को खोल्ल दो, 
तब, वह नहीं लगा रहेगा” ।॥॥५।। 


पक इच्छा कक, 
#१३ ०५२५ 82५ ४.५५ 


६---सोण कोटिकर्ण की कथा 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिणिडक के जेतवन 
आराम में बिहार करते थे । 


उस समय, आयुष्मान महाकात्यायन अचन्‍न्ती में कुरणघर नामक 
पव॑त पर विहार कर रहे थे । उस समय 'सोण कोटिकरों” नामक उपा- 
सक श्रायुष्मान्‌ महाकात्यायन की सेवा-टहल्न किया करता था । 

तब, उपासक 'सोणशकोटिकर्ण को एकान्त में ध्यान करते समय 
मन में यह विस उठा, जैसे आय॑ महाकात्यायन घर्मोपदेश करते हैं- 
घर दुआर में पड़े रह बिलकुल पूरा, शुद्ध, शह्ड॒लिखित ' ब्रद्बाचय का पालन 
करना सहज नहीं । तो में शिर दाढ़ी सुड़वा, कषाय वस्त्र पहन, घर से 
बेघर प्रतजित हो जाऊं । 


१ “घोए हुए शह्ल के समान (शुद्ध)? (अट्टकथा) अथवा, शद्भ और 
लिखित” नाम के दो विख्यात तपस्वियों के समान । 


५.६. ] सोन स्थविर का वर्ग [ ७७ 


तब, डपासक सोणकोटिकरो, जहाँ आरयुष्मान महाकात्यायन थे, 
वहाँ गया और आयुष्मान्‌ महाकात्यायन को अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गया । एक ओर बेढे हुए उपासक 'सोणकोटिकर ने भायुष्मान्‌ 
महाकात्यायन को कहा, “भन्‍्ते ! एकान्त सें ध्यान करते समय मेरे 
मन में यह वितक उठा--० मैं ग्रश्नजित हो जाऊँ। सो आर्य महा- 
कात्यायन ! मुझे प्रत्रजित करें ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने डपासक सोणकोटि- 
करो को कद्दा, “सोण ! एक शाम भोजन कर जीवन भर ब्रह्मचय निभाना 
बड़ा दुष्फर है। सुनो, गृहस्थ रहते हुए ही तुम नियमपू्क धर्मानुकूल 
केवल एक शाम भोजन कर ब्रह्मचय निभाने का अभ्यास करो | 

तब, उपासक सोणकोटिकरों को प्रत्नजित होने का, जो उत्साह 
था वह बिल्कुल ढीला पड़ गया। 

दूसरी बार भी उपासक सोणुकोटिकरों को एकान्त में ध्यान करते 
समय मन में यह वितक उठा, “ ० में प्रतज्ञित हो जाऊँ |” 

० .. -----०-----"“दूसरी बार भी उपासक सोणकोटिकरों का 
प्रत्नजित होने का जो उत्साह था वह बिलकुल ढीला पड़ गया। 

तीसरी बार भी डपासक सोणुकोटिकरों को एकान्‍्त में ध्यान करते 
समय मन में यह वितक उठा, “ ० में प्रत्नजित हो जाऊँ ।” 

० आय महाकात्यायन ! सुर प्रत्रजित करें । 

तब, श्रायुष्मान्‌ महाकात्यायन ने उपासक सोणकोटिकरों को. 
प्रत्रजित किया । 

उस समय अवन्ति दक्षिणापथ में बहुत कम भिक्षु रहते थे । तब, 
आशुष्मान्‌ महाकात्यायन ने वर्षा के तीन मास बीत जाने पर बड़ी 
कठिनाई से जैसे तेसे देश भिक्षुओं को इकट्ठा कर, आयुष्मान सोण का 
उप-सम्पदा-खंस्कार किया । 


तब, वर्षावास करने पर आयुष्मान्‌ सोण को एकान्त में ध्यान 


७८ |] डउदान [ ५.६, 


करते समय मन में यह वितके उठा, “मैंने भगवान्‌ का दशन नहीं किया 
है, केवल सुना है कि वे ऐसे ऐसे हैं । यदि मेरे उपाध्याय अनुमति हें 
तो में जाकर अपनी आँखों ० भगवान्‌ का दशन करूँ । 

तब, सॉँम में ध्यान से उठ आयुष्मान्‌ सोणु, जहाँ आयुष्मान्‌ महा- 
कात्यायन थे, वहाँ गए और आयुष्मान महाकात्यायन को अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गए । एक ओर बेंठे हुए आयुष्मान्‌ सोण ने आयुष्मान्‌ 
महाकात्यायन को कहा, “' ० यदि उपाध्याय अनुमति दें तो में उन 
अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धू भगवान्‌ का दुशन करने जाऊ ।” 

बहुत अच्छा सोण [| जाओ ० भगवान्‌ का दश्शन कर आओझरो। 
सोण ० ! भगवान्‌ को देखोगे--सुन्दर, दर्शनीय, शान्तेन्द्रिय, शान्तमन 
वाले, उत्तम, समथ दुमथ से युक्त, पहुँचे हुए, दान्त, संयमशील, यते- 
न्द्विय, निष्पाप । देख कर, मेरी ओर से उनके चरणों पर शिर टेक कर 
प्रथाम करना और कुशल ज्ञेम पूछुना--भन्‍्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान्‌ 
महाकात्यायन भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम करते हैं ०। 

“सन्ते ! बहुत अच्छा” कद आयुष्मान्‌ सोण आयुष्मान्‌ महा- 
कात्यायन के कहने का अनुमोदन कर, श्रासन से उठ खड़े हुए । आयु- 
ध्मान महाकात्यायन को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर, अपना आसन उठा, 
पात्र चीचर ले, जिधर भ्रावस्ती है, उधर रमत के लिए चत्न पड़े । रमत 
लगाते हुए क्रमशः, जहाँ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 
आराम में भगवान्‌ विहार करते थे, वहाँ पहुँचे । पहुँच कर भगवान्‌ का 
-अभिवादन किया और एक ओर बेठ गए । 

एक ओर बेठे हुए, श्रायुष्मान्‌ सोण ने भगवान्‌ को कहा, ० भन्‍्ते ! 
मेरे उपाध्याय ० भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम करते हैं ० ।” 

भिक्षु ! कद्दो, कुशल तो है ? रास्ते में बड़ी हैरानी तो नहीं हुईं ? 
पभिक्षा मिलने में दिक्कत तो नहीं हुईं ? 


५,६. ] सोन स्थविर का वर्ग [ ७६ 


भन्‍्ते ! सब कुशतल्व है। रास्ते में कोई हैरानी नहीं हुईं । भिन्षा 
मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई । 

तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आमन्न्रित किया, “आनन्द ! 
इस आगलन्तुक भिक्षु को ठहरने का स्थान बता दो ।” 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द के मन में हुआ, “भगवान्‌ ने जो मुझे इस 
आगन्तुक भिक्तु के झरने का स्थान बताने को कहा है सो मालूम होता है 
भगवान्‌ इसे उसी विहार में ठहराना चाहते हैं जिसमें अपने स्वयं वास 
करते हैं ।” अतः आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ सोण को उसी विहार 
में ठहरेने का स्थान बताया, निसमें भगवान्‌ स्वयं घास करते थे । 

तब>भगवान्‌ बहुत रात तक खुले मैदान में बेठे रहने के बाद, पेर 
धोकर विहार में पेठे । आयुष्मान सोण भी ० बिहार में पेंठे । 
“भिक्ष ! कहो, तुमने धर्म को कैसे समझता है ।” 

“मन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ सोण भगवान्‌ को उत्तर 
दे, सोलह अष्टकवर्गों को पूरा पूरा स्वर के साथ पढ़ गया । 

तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सोणु के ० स्वर के साथ पढ़ जाने पर 
उसका अनुमोदन किया, “शावास ! भिक्षु, सोलह अष्टकवर्गों को तुमने 
अच्छा याद कर लिया है, उनका अच्छा धारण कर लिया है। तुम्हारे 


कहने का प्रकार बड़ा अच्छा है, खुला है, निर्दोष हे, अर्थ को साफ साफ 
दिखा देने वाला है । 


भिक्षु, तुम्हारी क्या आयु” है? 

भन्ते ! मेरी आयु एक वर्ष की है । 

भिक्ष, तुमने इतनो देर क्यों की ? 

भन्‍्ते ! बहुत देर के बाद में सांसारिक काम गुणों का दोष समझ 


१ भिक्षुओं की आयु उपसम्पदाकाल से जोड़ी जाती दे, जन्म से नहीं । 


[ ८० उदान [ ५.६.* 


सका । गृहस्थ-जोवन मंस्कटों से भरा है, काम काज़ से छुट्टी नहीं मित्वती, 
तरह तरह की रुकाव्टों से भरा है । 
इसे जान, उस समय भगवान के मुँह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़े--- 
“उंसार के दोषों को देख, और परम पद निर्वाण को जान, 
आये जन पाप में नहीं रमते, शुद्ध जन पार्प में नहीं रमते'!॥ ६॥ 


के 
१४ 


रे) 


| 


का, 
5५१९४ 
५० 


कब 
है] ५ 


७--आयुष्मान्‌ कांक्षारेवत का आसन लगाना 


ऐसा मेंने सुना । 
| थॉपिरि णडेंक ह 
एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में अनार्थापों के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । । 
उच्च समय, भगवान्‌ के पास ही आयष्मानू कांक्षारेवत आसन 
लगाए, अपने शरीर को सीधा किए, कांक्षाश्रों से शुद्ध हो गए अपने 
चित्त का अनुभव करते बेठे थे । 


भगवान्‌ ने पास ही में श्रयष्सान्‌ कांक्षारेवत को आसन लगाए, 
अपने शरीर को सीधा किए, कांक्षाओं से शुद्ध हो गए अपने चित्त का 
अनुभव करते देखा । 
इसे जान, डस समय भगवान्‌ के सुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़े-- 
“लोक या परलोक में, अपनी या परायी 
(संसार सम्बन्धी) जितनी कांक्षाय हैं, 
ध्यानी उन सभी को छोड़ देते हैं, 
तपस्वी तब्रह्मचरय व्रत का पालन करते हैं??।।७॥॥ 


शक पा 
| 9 2 
कक 
हे 3५० 


५.८. /] सोन स्थविर का वर्ग [ ८१ 


८-देवदत्त का आनन्द को संघ-भेद करने की सूचना देना 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ राज़्गह के वेलुवन कछन्दक निवाप में विहार 
करते थे । 

डस समय, डपोसथ के दिन आयुष्मान्‌ आनन्द सुबह ही में पहन 
और पात्र चीवर ले भिनक्षाटन के लिए राजशगह में पेठे ।* 

देवदत ने आयुष्मान आनन्द को राजगह में भिक्षाटन फरते 
देखा । देखकर वह जहाँ आयुष्मान आनन्द थे, वहाँ गया और बोला 
“आधुस आनन्द ! अब से, में अपना उपोसथ-कर्म और संघ-कर्म 
भगवान और भिक्ष-संघ के बिना ही स्वयं किया करूँगा।” 


तब, आशुष्मान्‌ आनन्द राजशुह में मित्ञाटन करके छोटे । भिन्ताटन 
से लौट, भोजन कर लेने के बाद, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और 
भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गए । एक ओर बेठे हुए 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान को कहा-- 

'सन्ते ! झ्राज में सुबह में, पहन, और पात्र चीवर ले राजगह में 
मिन्नाट्न के लिए पैठा । देवदत्त ने सुझे राजगह में भिन्ञाटन करते 
देखा । देखकर, देवदत्त, जहाँ में था, वहाँ आया और बोला, “आखुश्त 
आनन्द ! में अब से, अपना' उपोखथ-कर्म ओर संघ-कर्म भगवान्‌ और 
मिक्षु-संच के बिना ही स्वयं किया करूँगा ।” भन्‍्ते ! आज देवदत्त संघ 
फोड़ देगा, (अलग ही) डपःसथ-हुम और संघ-कर्म करेगा । 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुँह से उद्ान के ये शब्द 
निकल पड़े--- 
। “सुक्रर हे साथु पुरुषों को साधु काम करना, 
साधु काम पापियों को करना हुप्कर है । 


हम, 


है 


रू | डउदान [ ५.१०, 


पाप-कर्म पापियों को करना सुकर है, 
पाप-कर्स आये जनों को करना दुष्कर है? ॥८॥ 


पन्क। 

केक हर ग्प्र 
का, 
भी *५५ 


६- क्या करते हैं, स्वयं नहीं जानते 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ बढ़े भारी भिक्ु-संघ के साथ कोशल देश में 
रमत ( ८ चारिका) लगा रहे थे । 
उस समय, बहुत से लड़के दोड़ते ओर चिद्ज्ञाते भगवान्‌ के पास 
आ रहे थे। 
भगवान्‌ ने उन लड़कों को दोड़ते और चिढ्लाते अपने पास 
झाते देखा । 
देखकर, उस समय भगवान्‌ के मुँह से डदान के ये शब्द 
निकल पड़े-- 
५० “झपने को पणिडत समभने वाले मुख, 
मन भर सुह फाड़ फाइ कर 
व्यथ की बातें बकते हैं; 
क्या करते हैं, स्वयं नहीं जानते” ॥९॥ 


५ 
+ब्फ ० 


ब् 
१०--आयुष्मान्‌ चुल्लपन्‍्थक का आसन लगाना 


ऐसा मैंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिर्डिक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 


७५,३०. ] सोन स्थविर का वर्ग [ ८ 


उस समय आयुष्मान्‌ चुटलपन्थक भगवान्‌ के पात्र ही आ्रासन 
लगाए, शरीर को सीधा किए स्घतिमान्‌ हो बेठे थे । 

भगवान्‌ ने पास ही, आयुष्मान्‌ चुटलपन्‍थक को आसन लगाए, 
शरीर को सीधा डिए स्मतिमान्‌ हो बेंठे देखा। 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सु ह से उदान के ये शब्द 
निकल्न पड़े-- 

“स्थिर शरीर और स्थिर चित्त से खड़े, बेठे या सोये रह, जो 
भिक्ष॒ अपनी स्टृति को बनाए रखता है, वह ऊँची से ऊंची अब- 
स्थाओं को प्राप्त कर लेता है। ऊँचो से ऊंचो अवस्थाओं को प्राप्त 
कर, वह उझ्त्युराज की इृष्टि में नहीं आता?” ॥$ ०॥। 


- जकाजफा2 मन! कतारफतयापदहू! २ ४:#ल्‍करनाबार 9-०० फम+»-_-्न्‍मनन 


छठा वर्ग 


जात्यन्ध वर्गे 


४--सार का भगवान्‌ से परिनिर्वाण पाने के लिए श्राथंना करना 


ऐसा मैंने सुना 


एक समय, भगवान्‌ वेशाली में महावन चाल्ली कूदागारशातल्ा मे 
विहार करते थे । 


तब, सुबह में भगवान्‌, पद्न, ओर पात्र चीवर ले येशाली में मिक्षा- 
टन के लिए पैठे । मित्नाटन से लौट, भोजन कर लेने के बाद, भगवान ने 
आयुष्मान्‌ आनन्द को आमन्त्रित किया, “आनन्द ! बिावन को ले 
चलो । जहाँ चापाल चेत्य है वहाँ दिन में विहार करने के लिए जाऊगा। 


“अम्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ को उत्तर 
दे, बिछावन उठा, भगचान्‌ के पोछे-पीछे हो लिए । 


तब, भगवान, जहाँ चापाल चैत्य है, वहाँ गए और बिछे आसन पर 
ः बैठ गए । बेठकर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आसन्त्रित किया 
“आनन्द ! वेशाली बड़ा रमणीय है, उदेन चैत्य रमणीय है, गोवमक 
चैत्य रमणीय है,/सप्ताम्न चैत्य रमणीय है, बहुपुत्र चैत्य रमणीय है, 
सारनन्‍्दद चैत्य रमणीय है, चापाल चेत्य रमणीय है । । 
“जानन्द ! जिसे चारों ऋद्धि पाद भावित, अ्रश्यस्त, बश में, सिद्ध, 
अनुध्ति,, परिचित, और से सधाये रहते हैं, यदि वह चाहे तो कल्पभर 
या कप के अन्त तक रह सकता है । आनन्द ! बुर को चारो ऋद्धिपाद 


<.$. | जात्यन्ध वर्ग [ छू 


भावित अभ्यस्त, वश सें, सिद्ध, अनुष्ठित, परिचित और सभ्ेे सथाये 
होते हैं', यदि बुद्ध चाहें, तो कल्प भर था बचे कढप तक रह सकते हैं।” 
आशयुष्मसान्‌ आनन्द, भगवान्‌ से इतने बड़े ओर साफ संकेत दिए 
जाने पर भी, नहीं समझ सके । भगवान्‌ से ऐसी याचना नहीं की--- 
अन्‍्ते ! भगवान्‌ कब्पभर ठहर, सुगत कब्पभर ठहरें--संसार के हित के 
लिए, संसार के सुख के लिए, संधार पर अननुकम्पा करने के लिए, देव- 
लाओं और मनुष्यों के अर्थ, हित और सुखके लिए । मानों, उनके चित्त 
में मार पेठ गया था । 
!'. दूसरी बार सी, भगवान्‌ ने आयुष्मान आनन्द को आमन्त्रित 
किया, “आनन्द ! चेशाली बड़ा रमणीय है ०...... ... । ० यदि बुद्ध 
चाहें तो कल्प भर या बचे कढप तक रह सकते हैं । 


इसपर भी, आयुष्मान्‌ आनन्द ० मानो उनके चित्त में मार येठ 
गया था । 


तीसरी बार भी, भगवान्‌ ने आयुष्मान आनन्द को आमन्त्रित किया 
“आनन्द ! चेशाली बड़ा रमणीय है | ० .......... । ० यदि बुद्ध चाहें 
ते कल्प भर या बचे कप तक रह सकते हैं । 
इसपर भी, आयुष्मान्‌ आनन्द ० सानो उनके चित्त में मार पेड 
जाया था । ' 
तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आमन्त्रित किया, “आनन्द! 
जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो |? . बे 
“भन्‍्ते | बहुत अ्रच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द, भगवान्‌ को उत्तर 
दे, आसन से उठ खड़े हुए, और भगवान्‌ को प्रणाम तथा प्रदक्षिणा कर 
निकट ही में किसी वृक्ष के नीचे बेठ गए । , 
आयुष्मान आनन्द के जाने के बाद ही, पापी मार, जहाँ भगवान थे 
वहाँ गया और एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर, खड़े होझर पापी मार 
“ने भगवान्‌ को क्रहय, “भन्‍्ते ! भगवान .परिनिर्वाण पावें, सुगत परि- 


८६ ] उदान | ६.१. 


निर्वाण पावें । भन्‍्ते ! भगवान्‌ का परिनिर्वा ण-काल प्राप्त हुआ है। भन्‍्ते ! 
आप ने स्त्रयं यह बात कही थी, “हे मार ! में तब तक परिनिर्वांण नहीं 
प्राप्त करँँगा, जब तक मेरे श्रावक भिक्षु व्यक्त, विनीत, निःशक्क, कुशल, 
विद्वान्‌, घर्मचान्‌, धर्म के ही अलुसार आचरण करने वाले, टीक मार्ग पर 
चलने वाले न हो लेंगे--जब तक वे अपने उपाध्याय से धर्म सीखकर 
दूसरों को बताने, डपदेश करने, और समभाने बुझाने लायक नहीं हो 
लेंगे---और जब तक दूसरे मतों के कुतकों का खण्डन करने तथा श्राति- 
हाथ का निग्रह कर, धर्मोपदेश करने लायक नहीं हो जायगे |” 

भन्‍्ते ! अब आपके श्रावक भिक्षु व्यक्त ० हो गए हैं। भन्‍्ते! 
भगवान्‌ परिनिर्धाण पावें, सुगत परिनिर्वाण पावे । भन्‍्ते ! भगवान्‌ का 
परिनिर्वाण-काल प्राप्त हो गया है । 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने यह बात कही थी, “हे मार ! मैं तब तक परि- 
निर्वाण नहीं प्राप्त करूँगा, जब तक मेरी श्रावक भिक्षुणियाँ, उपासक, 
उपातिकायें घी व्यक्त, विनीत ० लायक न हो लेंगी । 


भन्‍्ते ! अब, आपको श्रावक भिक्षुणियाँ, उपासक, डपासिकायें सभी 
व्यक्त, विनीत ० लायक हो गई हैं। भन्‍्ते ! भगवान्‌ परिनिरवांण पावें, 
सुगत परितिर्चाण पावें । भन्‍ते | भगवान्‌ का परिनिर्वाण-काल प्राप्त हो 
गया है । क्‍ 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने यह बात कही थी, “हे सार ! में तब तक परि- 
निर्वाण नहीं प्राप्त करूंगा जब तक मेरा ब्रह्मचय सम्झद्ध, उन्नत, विस्तृत, 
बहुज्, और प्रसिद्ध हो, देवताओं, मनुष्यों में प्रगट न हो जायगा । 


सन्‍्ते ! श्रब, आप का बह्मचये ० मनुष्यों में प्रगट हो गया है। 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ परिनिर्वाण पावें, सुगत परिनिर्वाण पावें। अन्‍्ते! 
भगवान्‌ का परिनिर्वाण-काल प्राप्त हो गया है ।” | 

उसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने पापी मार को ' यह कहा, रे 


पे 
६.२. |] जात्यन्ध वग [ ८७ 


पापी | मत घबड़ा, भगवान्‌ अब शीघ्र ही परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे । आज 
से तीन महीने बीतने पर बुद्ध का परिनिर्वांण हो जायगा। 
तब, भगवान्‌ के चापाल चेच्य में, अपनी बची हुई अल्प आयु के 
विषय में कहने पर, अत्यन्त भयावह, रोमाश्व कर देनेव:ला भूकम्प होने 
लगा--देव दुन्दुमी' गरजने लगी । 
इसे जान, उस सम्य भगवान्‌ के सुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़े-- “आवागमन बनाये रखनेवाले तुल्य और अतुल्य - 
सभी संस्कारों को म॒नि (८ बुद्ध) ने छोड़ दिया। 
अध्यात्म में रत और समाहित हो, 
आत्म-संभव * को कवच के ऐसा काट डाला” ॥१॥ 


| बुग्कु 
जल मा 5 
रे | बट (रॉ 
२--शील, शुद्धता इत्यादि का पता लगाना | 
कोशलराज को उपदेश 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में स्गारमाता के पूर्वाराम प्रासाद 
में विहार करते थे । उस समय, साँकन को समाधि से उठ, प्रासाद के 
सामने बाहर में भगवान्‌ बेठे थे । 


तब, कोशलराज प्रसेनजित जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया और 
भगवान का अ्रभिवादन कर एक ओर बेठ गया । 


न 





॥ देवदुन्दभी--“सूखा बादल गरजने लगा; बिना समय बिल्ली 
चमकने लगी; हटातू ब्रष्टि होनें लगी ।? (अद्ठकथा) 
२ “संसार में स्थिति बनाये रखने वाले भव-संस्कार को” (अट्ठकथा) 


म्ण | डदान [ ६.२, 


श्र 


उस समय सात जटाधारी साधु, सात निम्नेन्थ साधु), सात नंगे साधु, 
सात एक्व्त्र-धारी साधु, और सात नख और काँख के बाल बढ़ाये 
परिव्राजक, अपने अनेक प्रकार के सामान लिए भगवान्‌ के पास हो से 
जा रहे थे । 

कोशलराज प्रसेनजित ने उन ० लोगों को पास हो से जाते देखा । 
देखकर आसन से उठ, उपरनी चादर को एक कंधे पर सम्हाल, दाहिने 
घुटने को प्रथ्वी पर रख, उन साधुओं ० की ओर हाथ जोड़ कर तीन बार 
अपना नाम सुनाया, “भन्ते ! में कोशख-राज प्रसेनजित हूँ ।” 


तब, उन ० साधुओं के चल्ले जाने के बाद कोशलराज प्रसेनजित, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया और भगवान्‌ का अ्रभिवादन कर एक ओर 
बेठ गया । एक ओर बेठे हुए कोशक्तराज प्रसेनजित ने भगवान्‌ को 
कहा, “भन्‍्ते ! संसार में जो अहंत या अहंत-सार्ग पर आरूढ़ हैं उनमें 
ये एक हैं ।” 

महाराज ! आप--सगृहस्थ, कामभोग), बाल बच्चों के साथ रहनेवाले, 
काशी के चन्दन लगानेवाले, मात्रा गन्ध और उबटन लगानेवाले, रुपये 
पैसे के फेर में पड़े रहनेवाल्वें--ने उल्लटठा समझ लिया कि ये अहंत्‌ या 
अहंत्‌-मार्ग पर आरूढ़ हैं । महाराज ! किसी के साथ रहने से ही उसके 
शीत्ष का पता लगाया जा सकता है--छो भी, कुछ दिन नहीं, बहुत दिनों 
तक; बिन। ध्यान से नहीं, किन्तु ध्यान लगाकर; बिना बुद्धिमानी से नहीं, 
किन्तु बढ़ी चुद्धिमानी से । महाराज ! व्यवहार करने से ही किसी की 
शुद्रता का पता लगाया ज्ञा सकता ढे--सो भी, कुछ दिन नहीं ०। 
महाराज ! आपत्ति पड़ने पर स्थिरता का पता लगाया जाता है--सो भी, 
कुछ दिन नहीं ० । महाराज ! बातचीत करने पर ही किसी को ग्रज्ञा का 

पता लगाया जा सकता है--सो भी, कुछ दिन नहीं० । 


के 
३ जन साधु । , 


558: | जास्यन्ध वर्ग [ 5९ 


भनन्‍्ते ! आप धन्य हैं ! जो आपने इसे ऐसा अच्छा समझता दिया । 
में-- ग्रहस्थ, कामभोगी ०--ने डलटा समझ लिया, किये अंत या 
अहंत-मार्ग पर आरूढ़ हैं। किसी के साथ रहने से ही उसके शाल का 
पता लगाया जा सकता है,-- व्यवहार करने से हो किसी की शुद्धता का 
पता लगाया जा सकता है,--- ० सो भी कुछ दिन नहीं ०। भन्‍्ते ! ये 
लोग गुप्तचर हैं, ढोंग बना बना कर यहाँ आते हैं। उनके पहले जाने के 
बाद पीछे पीछे में जाऊंगा | वे इस समय, भस्म भूत को हटा, नहा घो, 
लेप लगा, नाई से बाल दाढ़ी बनवा, उजले कपड़े पहन, पॉच काम- 
गुणों का भोग करेंगे । 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मह से उदान के ये शब्द 
'निकर पड़े--- 

“सभी तरह के काम करने को तेयार हो जाना नहीं चाहिए; 
दूसरे का गुज्ञाम होकर नहीं रहना चाहिए ; किसी दूसरे पर भरोसा 
कर के जीना उचित नहीं, धम के नाम पर व्यापार करने नहीं 
लगना चाहिए” ॥२॥ 


# 
फ 


श 


9 


कै 


५ / 
( ५ 3४ 
कः 


पक 
8५४ 


हे 


३--जो पहले था सो तब नहीं था 


ऐसा मेंने सुना। 
एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिणिडक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 
उस समय, भगवान अपने सभी पाप अकुशल धर्मों के बिलकुल 


क्षीण हो जाने भर अनेक कुशल ( >पुणय) धर्मों के पूरे हो जाने का 
अनुभव करते बैठे थे । 


&० |] उदान [ ६.४. 


इसे ज्ञान, उस समय भगवान के मह से उदान के ये शब्द्‌ 
निकल पड़े--- । 
“जो पहले भरा, सो तब नहीं था, 
जो पहले नहीं था, सो तब था; 
न तो था और न अ्रब होगा, 


न इस समय वर्तमान है)” ॥श॥ 


च्र्क कुक 
है. शुर 


४--जात्यन्ध पुरुषों को हाथी दिखाये जाने की कथा 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय, भगवान श्रावस्ती में अनाथपिणिडक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 


१ “जो पहले था--अहटत्‌-मार्ग के ज्ञान की उत्पत्ति के पहले मेरी 
(चित्त) सन्तान में रागादि सभी क्लेश थे । इन कल्लेशों में ऐसा कोई भो 
नहीं है जो पहले नहीं था। तब नहीं था--अआयेमाग के ज्ञान होने के 
समय वह क्लेश-सम॒दाय नहीं था ।.... . .जो पहले नहीं था--जो इस 
समय मेरा अपरिमाण अनवद्य ( - निष्पाप) धमं भावना से पूरा पूरा 
प्राप्त हो गया है, वह भी आर्यमार्ग के ज्ञान की उत्पत्ति के पहले नहीं 
था। सो तब था--जब आयमार्ग का ज्ञान उत्पन्न हो गया तब मेरा सारा 
अनवद्य धर्म था ।... ..न तो था और न अब द्वोगा, न इस समय वत- 
मान हे---जो वह अनवद्य-धर्स आयंमार्ग मुझे बोधिवृक्त के नीचे उत्पन्न 
हुआ था, जिससे मेरा सारा क्लेश-समृदाय पूरा पूरा प्रहीण हो गया था, 
वह स॒झे मार्ग के ज्ञान की उत्पत्ति के पहले नहीं था, अनागत में भी 
नहीं उत्पन्त होगा, और ब इस वर्तमान, समय में है, क्योंकि मुझे जो 
कुछ करना था, समाप्त हो गया ।” (अ्रद्धकथा) , 


. ६.8. | जात्यन्ध वर्ग [ ६$ 


डस समय, अनेक दूसरे मत के साधु, श्रमण, ब्राह्मण, और परिन्राजक, 
ध्रावस्ती में भित्ताटन के ल्लिए घृमा करते थे---नाना सिद्धान्त मानने वाले, 
नाना विश्वास वाले, नाना रुचि वाले, नाना मिथ्या मतों से जकड़े हुए । 
कुछ भ्रमण ओर ब्राह्मण ऐसा मत मानते थे और यह कहते थे-- 
लोक शाश्वत हे : यही सत्य है, दूसरा बिलकुल झूठ । 
, कुछु श्रमण और बाह्यण ०--ज्ञोक अशाश्वत है : यही सत्य है, 
दूसरा बिलकुल मूठ । 
कुछ श्रमण और ब्राह्मण ०--लोक शान्त है : यही सत्य है, दूसरा 
बिल्कुल भूठ । 
कुछ भ्रमण और ब्राह्मण ०--लोक अनन्त हे : यही सत्य है, दूसरा 
बिलकुल्न झूठ । 
कुछ श्रमण और ब्राह्मण ०--जो जीव है, वही शरीर है: यही 
सत्य है, दूसरा बिल्लकुल' मूठ । 


कुछ ०--जीव दूसरा है और शरीर दूसरा; ० 
कुछ ०>मरने के बाद तथागत (आत्मा) बना रहता है : ० 
कुछ ०-मरने के बाद तथागत बना नहीं रद्दता : ० 
१ कुछ ०--मरने के बाद तथागत रहता भी है और नहीं भी : 


'> कुछ ० रन के बाढ़ तथागतन रहता है और न नहीं रहता है :० 
है। 


इस तरह, वे आपस में लड़ते रूगड़ते, विवाद करते, और एक 
दूसरे को मुख रूपी भाले से बेधते' हुए विहार करते थे--धर्म ऐसा है, 
ऐसा नहीं ।* 

१ मखसत्तोद्दि वितुदन्ता-- एक दूसरे को कठोर वचन कहते । 

२ इन भिन्‍न भिन्‍न मतों का विस्तार पूर्वक वर्णन और उनके दोष 
दीघनिकाय के अह्यजाल सूत्र में आते हैं । 


९२ |] उदान [ ६५४, 


तब, कुछ भिक्षु सुबह ही, पहन, ओर पात्र चीवर ले भिक्षादन के 
लिए भ्रावस्ती में पेठे । भिन्ञाटन से लौट, भोजन कर खुकने के बाद, वे 
भिक्ष, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गए । एक ओर बैठे हुये उन भिक्षओं ने भगवान्‌ को कहा, 
“भन्ते | श्रावस्ती में अनेक दूसरे मत के साथु, श्रमण, बाह्यण, परि- 
क्राजक भिन्ञाटन के लिए घूमा करते हैं--नाना सिद्धान्त मानने वाले, 


नाना विश्वास वाले, नाना मिथ्या मर्तो से जकड़े हुए । 
“कुछ श्रमण और त्राह्मण ० । 
“इस तरह, वे आवस में लड़ते ऋाड़ते, विवाद करते, ओर एक दूसरे 


को मुख रूपी भाल्े से बेचते हुए विहार करते हैं---धर्म ऐसा है, 
ऐसा नहीं । 


मिक्षुओ ! ये साथु ओर परिव्राजक अन्धे, बिना आँख वाले अर्थानथ द 
या धर्माधर्म को कुछ भा नहीं जानते हैं । अर्थानर्थ या धर्मांघम को 
जानने के कारण ही आपस में लड़ते, ऋगड़ते ० हैं । 

अन्धो का हाथी देखना 

मिक्षुओ ! बहुत पहले, इसी श्रावस्ती में एक राजा रहता था। 

उस राजा ने किसी पुरुष को आमन्न्रित क्रिया, हे पुरुष ! सुनो 


शआरवस्ती में जितने जाव्यन्ध (-- जन्म से अन्धे) हैं सभी को एक जगह 
इकट॒ठा करो 


“देव ! बहुत अच्छा” कह, वह पुरुष राजा को उत्तर दे भरावस्ती में 
जितने जात्यन्ध थे, सभी को बटोरकर राजा के पास ले आया और बोला, 
“हवं ! श्रावस्ती में जितने जात्यन्ध हैं समी को मेंने इकट्ठा कर दिया ।” 

तो भणे ! इन जात्यन्ध पुरुषों को हाथी दिखाओ । 

“देव ! बहुत अच्छा” कह, उस पुरुष ने राजा को उत्तर दे, उन 
जात्यन्ध पुरुषों को हाथी दिखाया--देखो, यह हाथी है । 


कुछ जात्यन्धों ने हाथी के शिर को पकड़ा--हाथी ऐसा होता. है। 
। 


६:४. ] जात्यन्ध वर्ग [| धर 


कुछ जात्यन्धों ने हाथी के कान ०, दाँत ०, सूंड ०, शरीर ०, पेर ०, 
पी5०, पूंछु०, बालधि (पूंछ का बाल) को पकड़ा-- हाथी ऐसा होता है । 

सिक्षुओ ! तब, वह पुरुष उन जात्यन्धों को इस तरह हाथी दिखा: 
कर, जहाँ राजा था, वहाँ गया और वोला, “देव जात्यन्धों ने हाथी देख 
लिया । अब, आप की जैसी आज्ञा ।” 


मिक्षुओ ! तब, वह राजा, जहाँ दे जात्यन्ध थे, वहाँ गया और 
बोला, “सूरदास ! क्‍या हाथी देख लिया ?” 

देव ! हाँ, हम ल्लोगों ने हाथी देख ख्लिया । 

तो कहो, हाथी केला है ? 

भित्तओ ! जिन जात्यन्धों मे हाथी के शिर को पकड़ा था उनने कहा 
“देव | हाथी ऐसा ढे--जैसे कोई बड़ा बड़ा । 

मिक्षुओ ! जिन जात्यन्धों ने हाथी के कान को पकड़ा था उन्होंने 
कहा, “देव ! हाथो ऐसा है--जैसे कोई सूप | 7 

भिक्षओं ! ज्ञिन जात्यन्धों ने हाथी के दाँत को पकड़ा था, उन्होंने 
कहा, “देव ! हाथी ऐसा कोई खूटा । 

मिक्षओ ! जिन जात्यन्धों ने हाथों के सूड़ को पकड़ा था उन्होंने 

“देव ! हाथी ऐसा हे--जेंसे कोई नड्गलीस (?) | 

भिक्षओ्ो ! जिन जात्यन्धों ने हाथी के शरीर को पकड़ा था उन्होंने 
कहा, देव ! हाथी ऐसा है--जेसे कोट” (कोठी) ।”” 

भिक्षओ ! जिन जात्यन्धों ने हाथो के पर पकड़े थे उन्होंने कहा, 
“देव ! हाथी ऐसा है--जैसे कोई ँ। 26 जग 

मिक्षुओ ! ज्ञिच ० पीठ ० “जसे कोई ओखल्ल ।?! 

भिक्षुश्रो |! जिन ० पूछ ० “जसे कोई से टी? 


उननेनिननननन-न-ना न पनननमन+ 
अनलयन-ननातेनत,. अब >>कम सनन+-+ फल 


4 कोद्ढी - “कुसूलो”? अट्ठकथा । 


९७ ] उदान [ ६.५. 


मिक्षुओ ! जिन ० बालयथि ० “जेसे कोई बढ़नी ।” 

इसपर, वे आपस में लड़ने भिड़ने लगे और सुक्का घुस्सा करने 
खलगे--हाथी ऐसा है, बेसा नहीं; वेसा, ऐसा नहीं । 

भिक्षुओ ! इसे देख, राजा खूब हँसा । 

भिक्षुओ ! इसी तरह, ये साधु और परिचाजकू अंधे और बिना आँख 
वाले हो ० आपसे में लड़ते, ऋगड़ते ओर एक दूसरे को सुख रूपी 
भाले से बेधते हैं--धर्म ऐसा है, वैसा नहीं । 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़े-- ह 

८ कितने भ्रमण और बाह्मण इसी में जूके रद्दते हैं । 

(धर्म के केवल) एक अद्ग को देख आपस में विवाद करते हैं?” ॥४॥ 


५.“ / कु अक, 
६2 «४९५ 
३१ , शक 


४--भिन्‍्न-भिन्‍न भिथ्या सिद्धान्त 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान भ्रावस्ती में अनाथपिणिडिक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 

उस समय, अनेक दूसरे मत के साधु, भ्रमण, ब्राह्मण और परिधाजक 
अआवस्ती में मिक्षाटन के लिए घूमा करते थे--नाना सिद्धान्त मानने वाले 
नाना विश्वास वाले, नाना रूचि वाले, नाता मिथ्या मर्तों से जकड़े हुए 4 
कुछ भ्रमण और ब्राह्मण ० लोक और आत्मा अंशाश्चत है ०, शाश्वत 
है ०, शाश्वत भी हैं और अशाश्वत भी ०, न तो शाश्वत हे और न 
अशाश्वत, लोक और आत्मा अपने आप उत्पन्न हुए हैं ०, दूसरे ( -- ईशवर ) 
से उत्पन्न किए गए हैं ०, अपने आप भी उत्पन्न हुए हैं, और दूसरे से 
भी उत्पन्न किए गए हैं ०, न अपने आप उत्पन्न हुए हैं, और न किसी 


६.६. ] जात्यन्ध वर्ग [ &५ 


दूसरे से उत्पन्न किए गए हैं किंतु थों ही हो गए हैं: सुख दुश्ख, आत्मा 
और लोक सभी शाश्वत हैं ० अशाश्वत हैं०, शाश्वत हैं और श्रशाश्वत 
मी ०, न शाश्वत है और न अशाश्वत ०, सुख दुःख, आत्मा भर लोक 
सभी अपने आप उत्पन्न हुए हैं ०, दूसरे से उत्पन्न किए गए हैं ०, 
अपने आप उत्पन्न हुए हैं और दूसरे से भी उत्पन्न किए गए हैं ०, त्त 
अपने आप उत्पन्न हुए हैं और न दूसरे से उत्पन्न किए गर हैं ० । 

इस तरह, वे आपस में लड़ते ० धर्म ऐसा है, वेसा नहीं | 

तब, कुछ भिक्षु (ऊपर के सूत्र के ऐसा) ० भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! 
अनेक दूसरे मत के साधु ० आपस में लड़ते ० ।? 

भिक्तुओ ! ये साधु और परिव्राजक अन्धे, बिना आँख वाले अर्थान्थ 
या धर्माचम को नहों जानते । श्रर्थानर्थ या धर्मांघम को न जानने के 
कारण ही आपस में लड़ते झगड़ते ० हैं । 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मु ह से उदान के ये शब्द निकल 
पढ़े--« 
“कितने श्रमण ओर ब्राह्मण इसी में जूके रहते हैं; बीच दी 
में नष्ट हो जाते हैं, बिना अज्ञान का नाश किए? ॥था। 


कक, ५८ चीज 
# १००९ #३9५ ध२क 


६--मूठे सिद्धान्त को लेकर झगड़ने वाले को रुक्ति नहीं 


ऐसा मेंने सुना।' 
(बिलकुल ऊपर वाले सूत्र के समान) 
बह इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सु से उदान के ये शब्द निकल 

पं कि आन 

“्संघ्रार के अज्ञ जीव अहंकार श्रोर परंकार के अम में पढ़े रहते हैं। 
इसे लोग नहीं समझ पाते और न असल दुःख को जान सकते हैं। 
झसल दुःख को सममझ कर “मैं करता, और पराया करता” का भेद मिट 
जाता है ।”” 


ध्ध्‌ | उदान [| ६.७५ 


“संसार के अज्ञ जीव 'अहं-भाव' में पढ़े हें, 

अहं-भाव' की गाँठ से बेतरह जड़े हैं, 

कूठे सिद्वान्त लेकर ऋगड़नेवाला इस संसार से कभी नहीं छूटता' '॥ ६॥ 
है $ 


डे 


' ७--आयुष्मान्‌ सुभूति का चार योगों के परे हो जाना 


ऐसा मैंने सुना । 

पुक समय, भगवान्‌ ध्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 

डस समय, आयुष्मान्‌ खूमूति भगवान्‌ के पास ही आखन लगाए, 
शरीर को सीधा किए, अवितर्क समाधि लगाए बेठे थे । 

भगवान्‌ ने पास ही, आयुष्मान्‌ सुभूति को ० समाधि लगाए बेटे देखा। 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के म्रुह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़े-- 

“ज्ञिसने अपने वितर्कों को भस्म कर दिया है? और अपने को 
पूरा पूरा पहचान लिया है, वह अरूप संज्ञी योगी सांसारिक आसक्ति 
(» सद्ग) को छोड़, चार थोगों ? के परे हो जाता है। उसका फिल 
भी संसार से जन्म नहीं होता ? ॥७॥। 


कै कं 
$+ # के 


"मन क्रलराइ>क मनन ;३ननपपानन-सॉिककमापाक०००--१4 047." गा) 


३१ ““क्रामवितकं आदि सभी मिथ्या वितकझों को आयमार्ग के ज्ञान 


२ “राग-संड़् ........... या क्लेश-सह्........ .... का श्रतिक्रमण कर” 
(अटठकथा) 
चार योग--कामयोग, सवयोग, ( आत्म ) इश्न्योग, और 
अविद्यायोग”? (अटठकथा) 


&६,८. | नात्यन्ध वर्ग. [ ६७ 
८-गणिका के लिए रगड़ा 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ राजगृह के वेलुवन कलन्दक निवाप में 
विहार करते थे । 

उस समय, राजगह में दो पत्त के लोग एक गणिका (८ पतुरिया) 
के प्रेम में बंध, आपस मं लड़ते थे, कगड़ते थे, कलह करते थे, विवाद 
करते थे--एक दूसरे से हाथाबाँही भी करते थे, एक दूसरे पर ढेल्ला पत्थर 
भी चलाते थे, एक दूसरे पर लाठी या हथियार से भी चढ़ जाते थे । 
वे कितने मर भी जाते थे; कितने घायल" भी होते थे । 

तब, कुछ भिक्षु सुबह ही, पहन, और पात्र चीचर ले, भ्रावस्ती 
में भिक्ताटन के लिए पेठे । भिक्षाटन से लौट, भोजन कर लेने के बाद, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ 
गए। एक ओर बेटे हुए उन भिन्लुश्रों ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! राज- 
गृह में दो पक्ष के लोग एक गणिका ० कितने घायल भी हो जाते हैं । 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुँह से डदान के ये शब्द॒ निकल 
पढ़े 

“प्राप्त काम-भोगों के सेघन करने में कोई दोष नहीं; संसार के रहते 
ही पुणय-लाभ कर सकते हैं, पुण्य से ही संसार की वृद्धि होती है, इस 
लिए काम-भोगों को भ्राप्त करना ही चाहिए--थह दोनों प्रकार को मिथ्या 
धारणा चित्त-मत्न से युक्त है । तृष्णा से आतुर, उसी में अनुरक्त प्रजा 
इसी को सार समझती है | यह उन वजेनीय अन्‍्तों में से एक । 
_.... ब्रह्मचयं-जीवन के साथ घतों का पाछन करना हो सार है--यद्द एक 

अन्त है। काम-भोगों के सेवन में कोई दोष नहीं--यह दूसरा श्रन्त है । 


3 मरशमत्तसम्पि दुक्‍्खं निगषछुति ८ मरने के समान भी दुःख पाते थे । 


् 


५८ ] डदान [ ६.९, 


“इन दोनों प्रकार के अन्तों के सेवन से संस्कारों को वृद्धि द्वोतों है 
और उसल्ले मिथ्या धारणा बढ़ती है। इन दो अन्‍्तों को यथारूप नहों 
देखने से, एक तो शान्त हो, उसी में फंस जाता है, और दूसरा मार्ग 
से बहक जाता है | 

“जो इन दोनों बातों को ठीक दीक जान लेते हैं, वे उनमें नहीं 
पड़ते । वे आवागमन में पड़ने वाले नहीं हैं” ॥८।। 

लक कक 
््कुु भू 
०--जैसे पतंग प्रदीप में उड़-उड़ कर आ गिरते हैं 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिणशिडक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 


डस समय, भगवान्‌ रात की काली अधियारी में खुले मैदान में बेटे 
थे | तेल-प्रदीप भी जल रहा था। उस समय, बहुत पतंग उड़ उड़्कर 
प्रदीप में आ गिरते थे। इससे जल जाते थे, मर जाते थे, जलमर जाते थे। 
भगवान्‌ ने उन पतंगों को ० जलमर जाते देखा । 


इसे देख, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पढ़े-- 
“दे भटक जाते हैं, सार को नहीं पातें, 
ओर मी नये नये बन्धन में पढ़” जाते हैं । 
जेंसे पतंग उड़ डड़ कर प्रदीप में आ गिरते हैं, 
वेसे ही, अज्ञ जन दृष्ट भर श्रुत वस्तु में आसक्त होते हैं?॥8॥ 


0400 । +१५ ५५ 
के बी 
0८]  । 


१ बृहयन्ति ८ वर्धयन्ति ८ बढ़ाते हैं । 


६.१०. ] जात्यन्ध वर्ग [ ९९ 


१०-तभी तक खद्योत टिमटिमाते हैं जब तक सूरज नहीं डउगता 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिशिडक के जेतवन 
आराम में विहार कर थे । 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक ओर बेठ गए। एक ओर बेंठे हुए आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने भगवान्‌ को कहा, “भन्ते ! जब तक संसार में ० बुद्ध नहीं 
प्रगट होते तभी तक दूसरे मत के साधु लोगों से सत्कार 5 आदर ८ सम्मान 
पाते, भर पूजित तथा प्रतिष्ठित हो, चोचर, पिश्डपात, शयनाखन और 
र्तान-प्रत्यय पाते हैं । भन्‍्ते ! जब संसार में ० बुद्ध उत्पन्न होते हैं, तो 
वे लोगों से न सत्कार -- आदर ८ सम्मान पाये और न पूजित तथा 
प्रतिष्ठित हो चीचर ० पाते हैं |--भन्ते | इस समय, भगवान्‌ ही लोगों 
से ० बत्लान-प्रत्यय पाते हैं, और मिक्षु-संघ भी ॥/ 
हाँ आनन्द ! जब तक संधार में बुद्ध नहीं जबमते ० । जब संसार 
में बुद्ध 6त्पन्न होते हैं ० । इस समय बुद्ध द्वी ० ग्लान-प्रत्यय पाते हैं, 
और भिछ्ु-संघ भी । 
हर इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सुँद से उदान के ये शब्द निकल 
थ्यृ न] 
“तभी तक खद्योत (८ भगजोगनी) टिमटिमाते हैं, जब तक 
सूरज नहीं डगता ; 
सूरज के उगते ही उनका टिमटिमाना बन्द हो जाता है, पता 
भी नहीं लगत। है कि वे कहाँ गए । 
इसी तरह, दूसरे मत के साधुओं का टिमटिमाना है । 
जब तक सम्यक्‌ सम्जुद्ध संखार में पैदा नहीं होते, तब तक 
तार्किक और श्रावक नहीं सुलकते ओर न अज्ष कोग दुख से भुक्त 
होते हैं?” ॥१०॥ 


/ ९ 
सातवा वग 
चूल वर्ग 
१--आयुष्मान्‌ लकुण्टक भद्विय का श्राश्रवों से मुक्त होना 


ऐसा मेंने सुना | 

एक समय, भसवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिणिडक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 

उस समय, आयुष्सान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ लकुंटक भदिय 
को अनेक प्रकार से धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बता दिया, उत्साहित 
कर दिया, ओर पुलकित कर दिया । 

तब, उस धर्मोपदेश से आयुष्मान लकुंटक भद्‌दिय का चित्त 
उपादान से रहित हो शआश्रवों से मुक्त हो गया । 

तब, भगवान्‌ ० ने श्रायुष्मान्‌ सारिषुआ के अनेक प्रकार से धर्मो- 
पदेश कर दिखा दिए, बता दिए, उत्साहित कर दिए और पुलकित कर 
दिए जाने पर, आयुष्मान लकुंटक भद्दिय के चित्त को उपादान से 
रहित हो, श्राश्नवों से मुक्त होते देखा । 


का इसे जान, डस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पुद्ध >> 


“ऊपर, नीचे, ओर सभी ओर से मुक्त हो गया, 
धयह में हुँ/१ ,इस अम में नहीं पड़ता । 


$ यह में हँ---“ज्ो इस प्रकार मुक्त हो गया है, वद्द रूप बेदना 
इत्यादि (पद्मस्कन्धों) में यह धर्म में हैं! ऐसी आाष्म-दृष्टि....से नहीं 
देखता ।”” (अद्दकथा) 


७.२. ] चूल वर्ग | १०१ 


इस प्रकार मुक्त हो भव-सागर को पार कर जाता है, 
जिसे पहले पार नहीं किया था; न उसमें फिर पड़ता है”॥१॥| 


५# शी हक 
दी # 9 ० 
भर ब्फ 


२--दुःखों का अन्त यही है, लकुण्टक भद्दिय को 
सारिपुत्र का उपदेश देना 


ऐसा मैंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिणिडक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 


उस समय, शआ्रयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान लकुरटक भद्दिय 
को शच्य समझ, अत्यन्त सन्तुष्ट हो, अनेक प्रकार से धर्मोपदेश कर 
दिखा दिया, बता दिया, उत्साहित कर दिया श्रौर पुल्लकित कर दिया । 

भगवान्‌ ने आधुष्सान सारिपुत्र को आयुष्मान लकुरटक भद्दिय 
को शचय समझ अत्यन्त सन्तुष्ट हो ० अनेक प्रकार से धर्मोपदेश कर 
दिखा देते, बता देते, उत्साहित कर देते ओर पुलकित कर देते देखा । 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पढ़े-- 


“मार्ग कट गया, आशायें मिट गई, 
सूखी हुईं धारा नहीं बहती दे । 

क्ता कट जाने पर और नहीं फेलती 
दुःखों का अन्त यही है” ॥२॥। 


| ८] 


्छ, 
भर श्र 


पी 


१०२ |] उदान [ ७.४१ 


३--श्रावस्ती के लोग कामासक्त रहते थे 
ऐसा मेंने सुना । 
एक खमय, भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिडिक के जेतवन 


आराम में विहार करते थे । 
उस समय, श्रावस्ती के लोग (सांसारिक) काम-विषयों में अत्यन्त 
आसक्त ८ रक्त -- लिप 5 अथित ८ मूर्छित ८ डूबे ८ पढ़े रद्दते थे । 
तब, कुछ भिक्तु सुबह ही, पहन, और पात्र चीवर ले भ्रावस्ती में 
मिन्नाटन के लिए पेठे । भिक्षाटन से लोट भोजन कर लेने के बाद, जहाँ 
भगवान थे, वहाँ गये और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बेंठ गए। 
एक भर बेंठे उन भिक्षुओं ने भगवान को कहा, “भन्‍्ते ! श्राचस्ती के 
ब्लोग काम विषयों में भ्रव्यन्त आसक्त ० रहते हैं । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से डदान के ये शब्द निकल 
पढ़े-- 
“कामों में आसक्त, कामों के संग में पड़े, 
(दश) बन्धनों) के दोष को नहीं देखने वाले, 
बल्कि उन बन्धनों में ओर भी छग्न रहने चाहे 
इस अपार भव-सागर को पार नहीं कर सकते” ॥|३॥। 


#५%, 


थ् 


“रे 


कक 
0 बीद 


४--श्राबस्ती के लोग कामासक्त रहते थे 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय, भगवान श्रावस्ती में अनाथपिडिक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 


बन्‍न्‍ननननी फणए परपपयणएख पं 7 ८४ यथा पा-ण: 


१ दहश संयोजन ७ बन्धन ; देखो मिलिन्द-प्रश्त की बोधिनी । 


७.५. ] चूल वर्ग [ १०३ 


उस समय, श्रावरुती के लोग काम-विषयों में अत्यन्त आसक्त ८ 
रक्त -- लिप्त -- अथित ८८ मूदिंत 5 डूबे > अंधे बने पड़े रहते थे । 
तब, भगवान्‌ सुबह ही पहन ओर पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए 


श्रावस्ती में पंठे। भगवान्‌ ने श्रावस्ती के लोगों को काम-विषयों में 
्रत्यन्त आसक्त ० पड़े देखा । 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े-- 
“काम में अन्धे, जाल में बम्के, तृष्णा से अत्यन्त ढके, क्लेश- 
मार से बाँध लिए गए,--मछुलियाँ जैसे बंसी में--जरामरण को 
शोर दोड़ते हैं, वत्स जैसे दूध के लिए माता के पास? ॥४॥ 


५ / ५ ही 
8 26 श३०२+ 


भ् भ्क् 
४--लकुण्टक भद्दिय, एक ही अरा वाला रथ 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान आवस्ती में अनाथपिणिडिक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 

डस समय, अश्रायुष्मान्‌ लकुरटक भददिय कुछ भिक्लभरों के पीछे 
पीछे हो, जहाँ भगवान थे, वहाँ गए । 

भगवान्‌ ने उन मिक्षओं के पीछे पोछे आयुष्मान्‌ लकुण्टक भद्दिय 
को दूर ही से आते देखा--दुवरणं, डदास, मन मारे, मानो भिक्ताथों से 
तिरसकृत । देखकर भिक्षओं को आमन्त्रित किया, “भिक्षओ्री ! तुम उन' 
मिक्ष्शों के पीछे पीछे आयुष्मान लकुशठक भद्दिय को शआाते देखते 
दो-- दुवंण, उदास, मन मारे, मानो भिक्षओं से तिरस्क्ृत १” 

हाँ, भन्‍्ते ! 

भिक्षओ ! इस भिक्षु का तेज और प्रताप बड़ा भारी है। वे समा- 


| ०४ ] उद्ान [ ७, ६, 


पत्तियाँ सुलभ नहीं हैं, जिन्हें इस भिक्ष्‌ ने न पा लिया हो । जिस लिए 
कुज्-पुत्र घर से बेघर हो भ्रश्नजित हो जाते हैं उस अनुत्तर बह्मचर्य के 
अन्तिम फल को इसने यहीं जानकर साज्ञात्‌ कर लिया है । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ये शब्द 
निकल पढ़े-- 
“निदोंष, शुद्ध, श्वेत आसन वाल, 
एक ही अरा वाला" रथ आ रहा है । 
इस निष्पाप को आते देखो, 
जिसका खोत बन्द हो गया है, जो बन्धन से छूट गया है” ॥५॥ 


ही 
#१% 
५९] 


5५ 


५ च/। 
पा 
0 


के, 
“९4 


९ 


३--तष्णा-संस्कार से मुक्त दो गए आयुष्मान अज्ञातकोण्डब्भ 


ऐसा मैंने सुना । 


एक समय, भगवान भ्रावस्ती में अ्रनाथपिण्डिक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 


डस समय, भगवान्‌ के पास ही आयुष्मान्‌ अज्ञातकोशडएय आसन 
कगाए, शरोर को सीधा किए, तृ्णा-संस्कार से मुक्त हो गए अपने चित्त 
का अनुभव करते बैठे थे । 


भगवान्‌ ने अ्रपने पास ही श्रायुष्मान्‌ अज्ञातकोर्डशय को आसन 


$ “अहंतफल को विम्वुक्ति पाकर जो सुपरिशुद्ध हो गया है--इसी 
से 'शुद्ध स्वेत आसन वाला” कहा गया है ।” (अट्ठकथा) 


२ “स्खति रूपी एक ही अरा वाला ।? (अट्ठकथा) 
३ स्थविर को ल्च्य कर के रथ कद्दा गया है।” (अट्ठकथा) 


#.७, _ै चूल वर्ग [ १०४ 


लगाए, शरीर को सीधा किए, तृष्णा-संस्कार से मुक्त हो गए अपने चित्त 
का अनुभव करते बेठे देखा । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े-- 
“जिसके मूल में न पृथ्वी है,' और न जिसमें पत्ते" हैं, 
ऐसी लता भला कहाँ से ? 
बन्धन से मुक्त: हो गए उस धीर पुरुष को 
भला कौन निनन्‍्दा कर सकता है ? 
देवता लोग भी उसकी प्रशंसा किया करते हैं, 
ब्रह्मा से भी वह प्रशंसित होता है? ॥६॥ 


कफ 
(0 0८ 
सा 
पु 


का 
१०१५१ 
| हर 


७--महाका त्यायन की कायगता-सर्ति भावना 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन 


आराम में विहार करते थे । 
उस समय, भगवानू के पास द्वी आयुष्मान्‌ महाकात्यायन आसन 
लगाए, शरीर को खीघधा किए, कायगता सति' को भावना में आत्म- 


चिन्तन करते बेठे थे । 


शत >+ पा : 





१ “आत्म-भाव रूपी वृक्ष की मलभूत अविद्या, उसी को प्रतिष्ठा 
के लिए हेतुभूत आश्रव-- नीचरण--मन को कमजोरियाँ रूपी प्रथ्वी नहीं 
है।” (अट्ठकथा) 

२ “मान, अतिमान इत्यादि......? (झट्ठकथा) 

३ “स्रभो क्लेशादि संस्कार रूपी बन्धन से मुक्त? (अट्ठकथा) 


१०६ | उदान [ ७.८. 


भगवान ने अ्रपने पास दी, आयुष्मान्‌ महाकात्यायन को आसन 
लगाए, शरीर को सीधा किए, कायगता सति” की भावना में आत्म- 
चिन्तन करते बेठे देखा । 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े-- 
“जिसे सदा 'कायगता सति” उपस्थित होवे, 
जो अभी नहीं है वह मुझे नहीं होगा, 
जो नहीं होगा सो मुझे नहीं होगा, 
धर पर मनन करते विहार करने वाला वह, 
भवसागर को थोड़े समय में तर जाता हे” ॥७॥। 


# छः 
त रा 


८--थूण ग्राम के ब्राह्मणों की दुष्ट्रता 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान बड़े भारी भिछ्छु-संघ के साथ मल्लतों में रमत 
लगाते जहाँ 'थूण! नाम मह्लों का ब्राह्मण-ग्राम है, वहाँ पहुँचे । “थूण[' 
ग्राम में रहने वाले ब्राह्मण गृददस्थों ने सुना, “श्रमण गोतम शाक्य-कुल 
से भ््रजित हो बड़े भारी भिक्लुसंघ के साथ मढ्लों में रमत लगाते 'थूण 
ग्राम में पहुँचे हुए हैं। यह सुन, कूएं को घास-भुस्सी से ऊपर तक भर 
दिया--ये मथमुण्डे नकल्ली साधु पानी पीने न पावें । 

तब, भगवान्‌ रास्ते से उतर, जहाँ एक वृत्त-मृल् था वहाँ गए और 
बिछे आसन पर बेठ गए। बेठ कर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान को 
आमनिन्रित छिप्रा, “आनन्द ! जाओ, इस कूँए से पानी ले आओ। 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को छत्तर दिया, 
“अन्ते ! श्रभी 'थूण” ग्राम के ब्राह्मणों ने कूँए को ऊपर तक घास-भुस्से 
से भर दिया है-- ये मथमुण्डे नकली साधु पानी पीने न पावें ।”! 


७.8. ] चूल वर्ग [ १०७ 


वूसरी वार भी भगवान ने आयुष्मान आनन्द को० 

दूसरी बार भी आयुष्मान आनन्द ने ० पानी पीने न पावें । 

तीखरी बार भी भगवान्‌ ने आयुष्मान आनन्द को आसन्त्रित किया, 
“आनन्द ! जाओ, डस कूँए से पानी ले आओो |” 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द पात्र ले, जहाँ वद 
कुँआँ था, वहाँ गए । आयुष्मान्‌ आनन्द के पहुँचते ही, कूँएँ से घास- 
भ्ुस्सा उड़कर बाहर गिर गया, और मानो स्वच्छु, निर्मल जल के स्रोत 
से लबालब भर गया। 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द के मन में यद्द हुआ; “अरे, बड़ा आश्चर्य 
है, बढ़ा अ्रदूभुत है ! धन्य है बुद्ध का तेज और प्रताप ! ! मेरे पहुँचते 
ही कुँशाँ ० लबालब भर गया ।” 

(आयुष्मान आनन्द) पात्र से पानी ले, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए 
ओऔर बोले, “भन्‍्ते ! आश्चय है ० कूँआाँ लबालब भर गया । “भगवान्‌ 
पानी पीचवे, सुगत पानी पीच ।”? 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के झ्लुह से उदान के ये शब्द निकल 
पढ़े-+- 
“कूँएँ से क्या करना है, यदि पानी सदा मित्र जाय ? 
तृष्णा को जड़ से काट, ओर किसकी ग्बोज करे ?” ॥[८ा।। 


अ८० ०१५४५ 


&---राजा उदयन के अन्तःपुर में अप्निकाण्ड 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ कौशास्बी के घोषितराम में विहार करते थे । 
उस समय, राजा उदेन के उद्यान में चले जाने पर उनके अन्तःपुर 
में आराग लग गई, श्रोर सामाचती के साथ पाँच सौ ख्तरियाँ जल मरीं । 


॥ैण्घ | उदान [ ७,९. 


तब, कुछ मिक्षु सुबह ही, पहन, और पात्र चीवर ले कोशाप्बी 
में भिक्नाटन के लिए पेठे । भिन्षाटन से लौट भोजन कर लेने के बाद, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गए और भगवान्‌ का अभिवादन कर, एक ओर बैठ गए। 
एक ओर बेंठे हुए उन भिक्ुओ्रों ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! राजा उदेन 
० स्थियाँ जल मरीं। भनन्‍ते ! उन उपासिकाश्रों की क्या गति होगी १ 
मिक्षुओं ! उन उपासिकाओं में कुछ तो ख्रोतापन्न, कुछ सकृदागामी, 
ओर कुछ अनागामी थीं। भिक्षुओ ! उन उपासिकाओं की झूृत्यु निष्फल 
नहीं हुई है । 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मं ह से उदान के ये शब्द निकत्न 
'पढ़े-- 
४ ““मोह के बन्धन में पड़ा हुआ संसार, 
ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा मालूम होता है । 
(संसारी) मूर्ल जन उपाधि के बन्धन में बचे हैं, 
और अन्धकार से सभी ओर घिरे पड़े हैं ॥। 
सममभते हैं --“यह सदा ही रद्दने वाला है । 
ज्ञानी पुरुष के लिए (रागादि) कुछ भी नहीं है” ॥६॥ 


अमायनकरकक'क' >,,७७७ा३७७७००. परवाह >+>०३ा५मनामनान 


आठवाँ वर्ग 
पाटलिग्राम वर्ग 


१--भगवान्‌ का निर्वाण के धिषय में उपदेश करना 
ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान श्रावस्‍्ती में अनाथपिडिक के जेतवन 
झाराम में विहार करते थे । 
उस समय, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को निर्वाण सम्बन्धी चर्मदेशना देकर 
दिखा दिया, बता दिया, उत्साहित कर दिया और पुलकित कर दिया। 
वे भित्त, भी श्रद्धा-पूवक, ध्यान लगा, दृत्तचित्त हो, कान लगाकर घम 
सुन रहे थे | 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मु ह से उदान के ये शब्द निकल पड़े--- 
“मिक्षओ ! वह एक आयतन” है, जहाँ न तो बृध्वी, न 
जल, न तेज, न वायु, न आकाशानब्वायतन, न निज्ञानानब्वायतन, 
न आकिश्वन्यायतन, न नेवसंज्ञानासंजशञायतन है। वहाँ, न तो यह जोक 
है, न परल्ोक है भर न चाँद-सूरज है। भिक्षश्रो ! न तो मैं उसे 
अगति! और न “गति! कहता हूँ, न स्थिति भर न च्युति कहता 
हूँ; उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता हुँ । वह न तो कहीं ठहरा है, न 
प्रवर्तित होता है, और न उसका कोई आधार है, यही हुःखों का 
अन्त है” ।|१॥ 


३] |, ०५ 
+५१४५५ हक 


है कः 
मर # 


$ देखो “प्राक्षथन' 


११० ] उदान [ ८.३, 
२--भगवान्‌ का निर्वाण के विषय में उपदेश करना 


ऐसा मेंने सुना । 
( बिलकुल ऊपर के ऐसा ) 
इसे जान, उस समय भगवान्‌ के सुह से डदान के ये शब्द 
निकल पडे--- 
“श्नात्म* का समझना कठिन है, 
निर्वाण का समझना आसान नहीं । 
ज्ञानी की तृष्णा नष्ट हो जाती है, 
उसे ( रागादि क्लेश ) कुछ नहीं होते” ॥२॥ 


केक क्न्की 
कक भ्कृ 


३--भगवान्‌ का निर्वाण के विषय में उपदेश करना 


ऐसा मैंने सुना । 
( बिल्कुल ऊपर के ऐसा ) 
इसे जान, डस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के थे शब्द 
निकल पढे--- 
“प्िक्षओ ! निर्वाण) अजात, अभत, अक्ृत, असस्कृत है। 
भित्तओ ! यदि वह अजात, अभत, अक्ृत ओर असंस्क्ृत नहीं दोता 


१ अनत्तं--“अनतं' और “अनन्त! भी पाठ मिलते हैं। 'अद्धकथा' में 
दोनों के अथ “निर्वाण” ही बताए गए हैं। में समझता हूं “अनात्म” पाठ 
ही अधिक उपयुक्त है। आत्मदृष्टि के कारण द्वी लोग प्रश्न करते हैं कि 
*निर्बाण की क्‍या अवस्था है !”? अनातव्म को समरू लेने से निर्वाण का 
समभना बढ़ा आसान हो जाता हे । 


५, ] पाटल्षिग्राम वर्ग [ १११ 


तो जात, भूत, कृत और संस्कृत का व्युपशम नहीं हो सकता। भिक्षुओ, 
क्योंकि वह अजात, अभूत, अकृत और असंस्क्ृत है, इसीलिए जात, 
भूत, कृत, और संस्कृत का व्युपशम जाना ज्ावा है? ॥३॥। 


कक ब् कं 
के 
कै ््ा 


9५ 


के 
कै 
ह 


व्क 


४--भगवान्‌ का। नर्वाण के विषय में उपदेश करना 


ऐसा मेंने सुना । 
(बिलकुल ऊपर के ऐसा) 


.. इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुँह से उदान के ये शब्द 
नकल पड़े-- 


“(आव्म-दृष्टि में) पड़े हुए ही का (चित्त) चलता है, नहीं 
पढ़े हुए का चित्त नहीं चलता । (चित्त का) चल्नना नहीं होने से 
प्रश्न्चि (  शान्त भाव) होती है | प्रश्नब्धि होने से राग नहीं उत्पन्न 
होते । राग नहीं होने से आवागमन नहीं होता | आवागमन नहीं होने 
से न झत्यु भौर न जन्म होता है। न झत्यु और न जन्म होने से, न 
यहाँ, न परल्लोक, ओर न उनके बीच में । यही दुःखों का अन्त है??॥४।। 


8, फ्क, 
(06 2 ०५२ 


#--भगवान्‌ का चुन्द सोनार के यहाँ अन्तिम भोजन करना 


ऐसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ बड़े भारी भिक्ष-संघ के सात महलों में रमत 


3 जब “अहं-भाव!” बना रहता है तो--यह मैं, यह मेरा, यह तू, 
यह तेरा, इत्यादि अनेक प्रकार से--चित्त श्रवर्तित होता है । “अहं-भाव” 
छूट जाने से चित्त की स्थिति ही नहीं हो सकती, श्रवर्तित कहाँ से होगी । 
“अहं-भाव” से रहित किसी चित्त की कल्पना ही नहीं की ज्ञा सकती है। 


4१२ |] डदान [ ८.५; 


( & चारिका) लगाते, जहाँ पावा (आम) है, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ 
पावा में खुन्द नामक सोनार के आम्रवन में विद्दार करते थे । 

चुंद्‌ सोनार ने सुना, “भगवान्‌ बड़े भारी भिक्षु-संघ के साथ मल्लों 
में रमत लगाते, पावा में पहुँचे हैं ओर मेरे श्राम्न वचन में विहार कर रहे हैं।” 

तब, चुंद्‌ ० जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया ओर भगवान्‌ का अ्रभि- 
वादुन कर एक ओर बेठ गया। 

एक ओर बेठे हुए झुंद ० को भगवान्‌ ने धर्मोपदेश कर दिखा दिया, 
बता दिया, उत्साहित कर दिया, ओर पुल्लक्रित कर दिया । 

तब, चुंद ने ० भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षु-संघ के 
साथ मेरे घर कल भोजन करने का निमन्त्रण स्वीकार करें । 

भगवान ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 

तब, चुंद्‌ ० भगव।न्‌ की स्वीकृति को जान, आसन से उठ, भगवान्‌ 
को प्रणाम ओर प्रदुक्षिणा करके चलना गया । 

उस रात के बीतने पर, चन्द्‌ ० ने अपने घर खूकर-मदहृव ' और 
अनेक अच्छे भोजन तेयार करवा भगवान्‌ को निमन्त्रण भेजा--भन्‍्ते ! 
समय हो गया, भोजन तेयार है । 


३ सूकर महव-देखो दीघनिकाय “महापरिनिर्षाण सूत्र! “सूकर 
सहव---सूअर का रूदु माँस” ऐसा 'महाअट्ठकथा” में अर्थ किया गया 
है। दूसरों का कहना है कि सूकर-महव 'सूअर का माँस” नहीं, किन्तु 
सूअर से मर्दित वंसकलीर है । दूसरों का कहना है कि 'सूअर से मर्दित 
स्थान में उत्पन्न हुये छुत्ते (5 खुखढ़ी)।” दूसरों का कहना है 'सूअर 
महतव' नाम का एक रसायन था--आज ही बुद्ध का परिनिर्वाण होगा, 
ऐसा सुन चुन्द ने भोजन में यह रसायन दे दिया था कि जिसमें भगवान्‌ 
कुछ और जीव ।”  “झटद्दकथा' 


म.७. | पाठक्षिय्राम वर्ग [ ११६ 


तब, भगवान्‌ सुबह ही, पहन, ओर पात्र चीवर ले, भिक्ष-संघ के 
साथ जहाँ चुन्द्‌ ० का घर था, वहाँ गए और बिछ्े आसन पर बैठ गए । 
बेंठकर भगवान्‌ ने चुन्द्‌ ० को आमन्त्रित किया, “बुन्द ! जो तुमने 
सूकर-मद्दव तैयार किया है, उसे सुझे ही परोस, जो दूसरे भोजन हैं 
उन्हें भिक्ष-संघ को दे ।?? 

“भन्ते ! बहुत अच्छा?” कह, चुन्द ० ने भगवान्‌ को उत्तर दे, जो 
सूकर महत्र ० था उसे भगवान्‌ को ही परोसा; जो दूसरे भोजन ० थे 
उन्हें भिक्ष-संघ को दिया । 

तब, भगवान्‌ ने चुन्द्‌ ० को आमन्त्रित किया, “बुन्द ! जो बचा 
सूकर-सदव है, उसे फेंक आभो । घुन्द ! देवताओं के साथ, मार के साथ, 
ब्रह्मा के साथ, भ्रमण ब्राह्मण और मनुष्यों के साथ इस सारे ल्लोक में 
किसी को नहीं देखता हूँ, जो उस सूकर-मद्व को खाकर पचा ल्े-- 
बुद्ध को छोड़ । 

'मभन्ते ! बहुत अच्छा” कह चुन्द ० भगवान्‌ को उत्तर दे, जो बचा 
सुक्र-मह॒व था, उसे गढ़े में फेंक आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर, 
एक श्रोर बेढठ गया । एक ओर बेठे हुए चुन्द्‌ ० को भगवान्‌ ने धर्मोपदेश 
कर दिखा दिया, बता दिया, उत्साहित कर दिया, ओर पुल्नक्तित कर 
दिया; फिर, आसन ले, उठ, चले गए । 

तब, चुन्द सोनार के भोजन को खाकर भगवान्‌ को कड़ी बीमारी 


उडी, खून के दुरुत होने लगे, आ्राणों को हर लेने वाली बड़ी वेदना होने 
त्षगी । 


भगवान उस बेदना को सचेत ओर स्घतिमान होकर सहने लगे । 
तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान आनन्द को आमन्न्रित क्रिया, “आनन्द ! 
जहाँ कुसिनारा है, वहाँ में जाऊंगा। 
“अम्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को 
उत्तर दिया । | 
4 


१३४ ] डदान [ ८.३. 


चुन्द्‌ सोनार के भोजन को खाकर -- ऐसा मैंने सुना आणों को इर 
लेने ताली कड़ी वेदना बुद्ध को उठों। सूकर-मद्॒व को खाकर शास्ता 
(बुद्ध) को कड़ी बीमारी हो गई । दस्त पड़ते हुए ही भगवान्‌ ने कद्दा-- 
में कुसिनारा नगर जाऊँगा ॥ 

तब. भगवान रास्ते से उतर, जहाँ एक वृत्त मूत्ष था, वहाँ गए ओर 
आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “आनन्द | यहाँ आओ, सघादी को चपोत 
कर बिछाओ, में बहुत थक गया हूँ, बेहूगा। 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मानू आनन्द ने भगवान्‌ को 
उत्तर दे, संघाटी को चपोत कर बिछा दिया । 

भगवान्‌ बिछे आसन पर बैठ गए । बेठकर, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
आनन्द को आसन्त्रित किया “आनन्द ! जाओ, कहीं से पानी ले आओ, 
पीरऊँगा; आनन्द, पीऊंगा ।” 

ऐसा कद्दने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! 
अभी तुरन्त ही पाँच सौ गाड़ियाँ पार हुईं हैं, उनके चवक्े से हिंदोरा कर 
पानी मैला और गदला बह रहा है। भन्‍ते ! पास ही में कुकुद्दा नदी 
बहती है; उसका जल स्वच्छ, शीतल, स्वास्थ्यकर, पविन्न है । वहाँ चल- 
कर भगवान्‌ पानी भी पीयें और गात्र को भो शीतल करें ।? 

दूसरी बार भी भगवान ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आमन्त्रित किया, 
“आनन्द ! जाओ, कहीं से पानी ले आओ,पीर्कगा; आचन्द, पीऊंगा।” 

दूसरी बार भी, आयुष्मानू आनन्द ने कहा “भन्‍्ते ! ० वहाँ चलकर 
भगवान्‌ पानी भी पीयें और गात्र को भी शोतल करें ।” 

तीसरी बार भो भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आमन्त्रित किया, 
“आनन्द ! ० पीऊंगा ।” 

“भन्ते ! बहुत अच्छा कह, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ को उत्तर 
दे, पात्र ले, जहाँ वह नदी थी, वहाँ गए । 


रा पाटलिआ्रम वर्ग [ १4७५ 


आशयुष्मान्‌ आनन्द के श्राते ही, वह हिंदोरायी, गदली, कदोर नदी 
स्वच्छु ओर निमल बहने लगो । 
, “तब, आयुष्मान आनन्द के मन में हुआ, “ आश्चय है, अद्भुत हे ! 
चुद्ध का तेज और प्रताप !! मेरे आते ही यह हिंढदोरायी, गदली कदोर 
नदी स्वच्छु ओर निर्मल बहने लगी 


( आयुष्मान्‌ आनन्द ) पान्न में पानी ले, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए 
ओर बोले, “भन्ते ! आश्चयं है, अदूसुत है ! ० निर्मल बहने लगी । 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ पानी पीवे, खुगत पानी पीचें ।” 

तब, भगवान ने पानी पी लिया । 

तब, भगवान उस बड़े भारी भिक्ष -संघ के साथ जहाँ कुकुटद्दा नदी 
है, वहाँ गए । कुकुट्टा नदी में पंठकर स्नान कुढ्ला किया | फिर, नदी 
को लॉध, जहाँ आम्रवन था, वहाँ गए। जाकर, आयुष्मान्‌ू चन्दुक को 
आमन्त्रित किया, “चुन्दक ! यहाँ आओ, संघाटी को चपोतकर बिछाओ । 
चन्दक ! में बहुत थक गया हूँ, लेह गा ।” । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ खुन्दक ने भगवान्‌ को उत्तर 
दे, संघाटी को ० बिछा दिया । 

।. तब, भगवान्‌ दाहिनी करवट, पेर पर पेर रख, सिंह-शय्या लगाकर 
लेट गए--सचेत ओर स्घृतिमान्‌ हो । 

आयुष्मान्‌ चुन्दक भो भगवान्‌ के सामने बेठ गए। 

स्वच्छ, स्वास्थ्य कर और प्रसन्‍न जल वाली कुकुद्दा नदी के पास 

बुद्ध पहुँच कर, 

इस संसार के अगुए, थके हुए शास्ता तथागत पढे । 
स्नान कुदक्ला कर शास्ता मिक्षओं के साथ पार उतरे, 
शास्ता ८ प्रवक्ता -5- भगवान्‌ ८ महर्षि उस आम्रवन सें गए। 


११६ ] उदान [ ८, 


चन्दुक नामक भिक्त को आमनिन्नरित किया--चपोत कर बिठाओ 
मैं लेदू गा । 
भगवान्‌ की आज्ञा पा, चुन्दक ने शीघ्र ही चपोत कर बिछा 

दिया । 

थके हुए शास्ता लेट गये, चुन्द, भी वहीं सामने बैठ गया | 

तब, भगवान्‌ ने आधुष्मान्‌ आनन्‍्द्‌ को आसन्त्रित किया, ' कदाचित्‌ 
खुन्द्‌ सोनार को यह पछतावा न हो “ज्ेरा अलाभम हुआ, मेरा भाग्य बुरा 
हुआ, जो बुद्ध मेरा ही अन्तिम भोजन खाकर परिनिवांण को 
प्राप्त हुए 9 

“आनन्द ! यदि चखुन्द्‌ सोनार को ऐथ्वा पछुतावा हो, तो उसे समझा 
बुझा देना--आवुस चन्द ! तुम्हारा लाभ हुआ, तुम्हारा भाग्य जागा, कि 
बुद्ध तुम्हारे ही अन्तिम भोजन को खाकर निर्वाण को प्राप्त हुए । आवबुस 
चुन्द ! भगवान्‌ के अपने मुख से सुनी हुईं यह बात है-मेरे दो पियडपात 
समान फल ओर विपाक वाले हैं, जो दूसरे पिण्डपातों से अत्यन्त बढ़ चढ़ 
कर फल और पुणय देनेवांले हैं। कौन से दो ? (१) जिस पिण्डपात को 
खाकर भगवान्‌ ने अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त की थी; और (२) जिस 
पिण्डपात को खाकर परम पद अनुपादानशेष निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 
यही दो पिण्डपात समान ० । 


“दीधैजीवी चुन्द ० ने आयु देनेचाला पुणय कमाया है; ० वर्ण देने 
वाला ० ; ० सुख देने वा्षा ० ; ० स्वर्ग देनेवाल्ला ० ; ० यश देने 
वाला ० ; ऐश्वय देने वाला ० | 

“आनन्द ! चुन्द सोनार के पछुतावे को इस प्रकार हटा देना ।” 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पढ़े-- 


८.६. | पाटलिआम वर्ग [ ११७ 


“दान देने से पुण्य बढ़ता है, 
संयम करने से बेर बढ़ने नहीं पाता । 
पुण्यवान्‌ पाप को छोड़ देता है, 
राग देष मोह के क्षय होने से, परिनिर्वाण पाता है” ॥५॥। 


कि 
329५9 ९४९९ 
है १५ 


६--पाटलिपुत्र में भगवान्‌ , गृहपतियों को शील का डपदेश 


ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान बड़े भारी भिश्लु-संघ के साथ मगधथ में रमत 
लगाते जहाँ पाठलिग्राम है, वहाँ पहुँचे । 

पाटलिश्नाम के उपासकों ने सुना, “भगवान्‌ बड़े भारी भिल्लु-संघ 
के साथ मगध में रमत लगाते, पाटलिआम में पहुँचे हुए हैं ।” 

तब, पाटलिगश्राम के उपासक, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और 
भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गए। एक ओर बेठे हुए 
पादलिगझ्ाम के उपासकों ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍न्ते ! भगवान्‌ कृपया 
हम लोगों के आवसथागार में चह्नने को स्वीकार करें ।” 

भगवान्‌ ने चप रहकर स्वीकार किया ) 

तब, पाटलिश्राम के उपासक भगवान्‌ की स्वीकृति को जान, आसन 
से उठ खड़े हुए ओर भगवान्‌ को प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके आवसथा- 
गार चल्के गए | आवसथागार में चादर फश लगा, आसनों को बिछा, पानी 
की चाटी रख, प्रदीप जला, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ लौट आए और भगवान्‌ 
का अभिवादन कर, एक ओर खड़े हो गए । एक ओर खड़े हुए पाटलिग्राम 
के डपासकों ने भगवान्‌ को कहा, “भन्ते ! आवसथागार में चादर फश 
लगा दिए गए हैं, आसन बिछा दिए गए हैं, पानी की चाटी रख दी गई 
है, प्रदीप जला दिया गया है ! भगवान्‌ अब जैसा उचित सम्के | 


$ ४८ ] उदान ..' [ 5.६६ 


तब, भगवान्‌ सुबह हद, पहन, ओर पात्र चीवर ले, भिक्षु-संघ के 
साथ, जहाँ आवसथागार था, वहाँ गए और पैर पखार,. आवसथागार में 
पैठ, बिचले खम्मे के सहारे पूरब की ओर मुह करके बठ गए । भिक्षु-संघ 
भी पैर पखार, आवसभथागार में पेठ, बिचली भित्ति के सहारे प्रब मुँह 
कर के बेठ गया--भगवान्‌ को ध्यागे किए। पाटलिशहश्रांम के उपासक 
भी ० बाहरी भित्ती के सहारे भगवान्‌ के सामने बेठ गए। 

तब, भगवान्‌ ने पाटलिग्नाम के उपासकों को आमन्त्रित किया, “गरह- 
पतियो ! शील को तोड़ दुःशील बनने के पाँच दोष हैं । फोन से पाँच ! 

१. ग्रृहपतियों ! शी को तोड़ दुःशील द्वोने वाल्ले को सम्पत्ति, 
अत्यन्त प्रमाद में पड़ जाने के कारणा, घटने लगती दे । शील्ल को तोड़, 
दुःशील बनने का यद्ठ पहला दोष है । 

२. ग्रृहपतियों ! फिर, ० बड़ी बदनामी फैल जाती है। ० यह 
दूसरा दोष है । 

३. गृहपतियों ! फिर ० वह जिस परिषद्‌ में -- चाहे ज्षत्रियों को, या 
बाह्यणों की, या गृहपतियों की, या अमणों की--जाता है, अविशारद 
और मंकु हो कर जाता है । ० यह तीसरा दोष है । 


४. ग्रहपतियों ! फिर, ० वह मरने के समय घबड़ा जाता है । ० यह 
चोथा दोष हे। 

५. गृहपतियों ! फिर, ० वह मरने के बाद नरक में पड़ कर दुर्गंति 
को प्राप्त होता दे । 

ग्रहपतियों ! शौल को तोड़, दुःशील बनने के यही पाँच दोष हैं । 
.. गुद्पतियों | शीलवान्‌ के शील पालन करने के पाँच डपकार होते 
हैं। कोन से पाँच ? 

१. ० उसकी सम्पत्ति अप्रमत्त रहने से बढ़ती जाती है । ० । 

२, ० श्रच्छी ख्याति फैल जाती है | ० । 


०3 ही पाटलिग्राम वर्ग [ ११६ 


३. ० वह जिस परिषद्‌ में जाता है ० विशारद और अमंकु होकर 
जाता ह्टै ।0० | 

४. ० बह मरने के समय, धबड़ा कर नहीं मरता । ० । 

५. ० वह मरने के बाद, स्वर्ग में जा सुगति पाता! है | ० । 

ग्रहपतियों ! शीलवान्‌ के शील पालन करने के यही पॉच उपकार 
होते हैं । 

तब, भगवान्‌ ने पाटलिआआम के उपासकों को धर्मोपदेश कर दिखा 
दिया ० । ग्रहपतियों ! रात चढ़ गई ; अब बस रहे । 

तब, पाटलिग्राम के उपासक आसन से उठ खड़े हुए ओर भगवान्‌ 
को प्रणाम तथा प्रदक्षिणा कर चलने गए । 

तब, भगवान्‌ पाटलिग्राम के उपासकों के चल्ले जाने के चाद ही 
एकान्त कमरे से चले गए । ह॒ 

उस समय, वज्जियों के आक्रमण को रोकने के लिए. मगधराज के 
महामन्त्री सुनीध और वस्सकार पाटलिशग्नाम में नगर उठवा रहे थे। 

उस समय, हजारों देवता पाटलिशग्राम में पेठ रहे थे । जिस प्रदेश में 
बड़े भारी भारी देवता पेठते थे, डस प्रदेश में बसने के लिए राजा के बड़े बड़े 

मनन्‍्त्री चाहने लगते थे । जिस प्रदेश में मध्यम देवता ० उस प्रदेश में बसने 

के लिए राजा के मध्यम मन्त्री चाहने लगते थे । जिस प्रदेश में नीच देवता० 
उस प्रदेश में बसने के ल्लिए राजा के नीचे पद के मन्त्री चाहने लगते थे। 

भगवान्‌ ने अ्रलोकिक दिव्य विशुद्ध चक्षु से देखा कि हजारों 
देवता ० राजा के नीचे पद के मन्त्री चाहने लगते थे । 

तब, डस रात के मिनसार को डठकर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनंद 
को आमनिन्रत किया, “आनन्द ! पाठलिग्राम में कौन नगर उठवा रहा 
है १” भन्‍्ते ! वज्जियों के आक्रमण को रोकने के लिए मगधराज के 
महामन्त्री सुनीध और वस्सकार पाटलिश्राम में नगर उठवा रहे हैं |. 


१२० ] उदान | ८.9. 


आनन्द ! मानो तावतिंस देवों से मन्त्रया कर के मगधराज के महा- 
मन्त्री सुनीध ओर वस्सकार वज्जियों के श्राक्रमण को रोकने के लिए 
पाटलिग्राम में नगर उठवा रहे हैं। आनन्द ! मेंने अ्रलौकिक दिव्य 
विशुद्ध चक्ठु से देखा कि हजारों देवता पाटलिश्राम में ० । 

(तीन बार) 

आनन्द ! आये पुरुषों श्रोर व्यापारियों के बसने से यह नगर 
वाणिज्य और व्यवसाय का बड़ा भारी केन्द्र हो जायगा। आनन्द ! 
पाटलिपुत्र में तीन अन्तराय ( विध्न) लगे रहेंगे---(१) आग से, 
(२) पाना से ओर (३) आपस के कलह से । 


तब, मगघ महामन्त्री सुनीध और वस्सकार, जहाँ भवगान्‌ थे, 
वहाँ गए । जाकर उन्होंने भगवान्‌ का सम्मोदन किया ; कुशल समाचार 
पूछकर वे एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हो, मगधमहामन्त्री 
सुनीध और वस्सकार ने भगवान्‌ को कहा, “हे गोतस ! भिक्चु-संघ के 
साथ आज भोजन करने का निमन्त्रण स्वीकार करें ।” 

भगवान्‌ ने चप रहकर स्वीकार किया । 

भगवान्‌ की स्वीकृति को जान, ० सुनीथ और वस्सकार, जहाँ 
अपना घर था, वहाँ चले गए ओर अच्छे अच्छे भोजन तेयार करवा कर 
भगवान्‌ को निमन्त्रण भेजें-- हे गौतम ! समय हो गया, भोजन तेयार है। 

तब, भगवान्‌ सुबद्द ही, पद्दन, और पात्र चीवचर ले भिक्षु-संघ के 
साथ, जहाँ ० खुनीध और वस्सकार का घर था, वहाँ गए ओर बिड्डे 
आसन पर बैठ गए । 

तब, ० सुनीध औ्रोर वस्सकार ने अच्छे अच्छे भोजन अपने हाथों 
से परोस परोस कर बुद्ध-प्रसुख भिक्षु-संघ को खिलाए। भगवान्‌ के भोजन 
कर चुकने और पत्र से हाथ हटा लेने पर ० सनीध और वस्सकार 
नीच आसन ले, एक ओर बेठ गए । 


३२१ | पादक्षिआम वर्ग [ 5८.६. 


एक ओर बेडे डुए ० सुनीधच ओर वेस्सकार का भगवान्‌ ने इन 
गणाथाओं से अनुमोदन किया-- 

“जिस प्रदेश में पणिडत लोग घर बनाते हैं, वहाँ शीलवान , 
बरद्माचारी और संयत पुरुषों को भोजन देते हैं; उसी से वहाँ पर 
रहनेवाले देवताओं को भी दक्षिणा मित्र जाती है, वे पूजित हो 
उनकी पूजा हो जाती है, वे सम्मानित हो उनका सम्मान हो जाता 


है। इससे वे अनुकम्पा रखते हैं, जेसे माता अपने पुत्र पर । देवताओं 
की अन्ुकम्पा पाकर पुरुष सदा सकुशल रहता है । 


तब, भगवान्‌ सुनीध और चरुसकार का इन गाथाओं से अनुमो- 
दुन कर, आसम से उठ चले गये । उस समय, ०सुनीध भर वस्सकार 
भी भगचान्‌ के पीछे पीछे जाने लगे--आज श्रमण गोतम जिस द्वार से 
निकलेंगे उसका “गोतभ-द्वार” नाम पड़ेगा । जिस घाट से गड्ग नदी 
'पार करेंगे, उसका नाम “गोतम-तीथ्थ” पड़ेगा। 

तब, भगवान्‌ जिस द्वार से निकले उसका'गोतभ-द्वार नाम पड़ा । 

तब, भगवान्‌, जहाँ गड्मा नदी है, वहाँ पहुँचे। उस सम्तय गड्जा 
नदी पूरी लबालब” भरी थी । इस पार से डस पार जाने के लिए कुछ 
मनुष्य नाव खोजने लगे, कुछ मनुष्य डोंगी खोजने लगे, कुछ मन्न॒ग्य बेड़ा 
बाँचने लगे । 

तब, भगवान्‌ भिक्षु-संघ के साथ--जेसे कोई बलवान्‌ पुरुष समेटी 
बाँह को पसार दे और पसारी बाँह को समेट ल्े-- इस पार श्रन्तर्ध्यान 

हो, उस पारे प्रगट हो गए । 


१ “क्वाकपेय्या” एक और विशेषण है। “उसका भी अर्थ यही है कि 
नदी भरी थी--इतनी भरी थी कि एक काक भी किनारे बेठकर पानी पी 
सकता था ।? ( अट्टुकथा ) 


श्श्शे ) उदान [ ८.७, 


भगवान्‌ ने इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ मनुष्यों को नाव, 

खोजते, कुछ मनुष्यों को डोंगी खोजते, और कुछ मनुष्यों को बेड़ा बाँधते 
देखा । इसे देख, उस समय भगवान्‌ के झुंह से उदान के ये शब्द 
निकल पढ़े-- क्‍ 
“जो पुल बाँध" कर ऊपर ही ऊपर स्गगर और नदी? 

सभो को पार कर जाते हें, 
ये ज्ञानी जन तो पार कर चुके, लोग बेढ़ा बाँधसे 

ही रह गए” ॥६॥ 


थक 
हर + १०७९५ 
५, 
०५ श्र 


७--आयुष्मान्‌ नांगसमाक्ष का चोरों से पिटा जाना 


ऐसा मेंने सुना । 

उस समय आयुष्मान्‌ नागसमाल को पीछे पीछे लिए भगवान्‌ 
कोशल देश में दीधघ मार्ग पर जा रहे थे । 

आयुष्मान नागसमालत ने बीच में एक दो रास्ते को देखा; देखकर 
भगवान्‌ से कहा, “भन्ते ! यह रास्ता है, हम लोग इसी पर चले ।” 

ऐसा कहने पर, भगवान्‌ ने अश्रायुष्मान्‌ नागसमाल को कहा, नाग- 
समाल, यह रास्ता है, हम लोग इसपर आवे । 

० तीसरी बार भी भ्ायुष्मान्‌ नागसमाल ने भगवान्‌ को कहा, 
“भस्ते ! यह रास्ता है; हम लोग इसी पर चल्ले' ।” 

तीसरी बार भी, भगवान्‌ ने ० “हम लोग इस पर आधे ।” 


4 “आय-मार्ग रूपी पुल्त बाँवकर” (अट्टूकथा) 
२ “आय॑-संसार रूपी सागर” (अद्गुकथा) 
३ “आये-तृष्णा की नदी” (अट्ठकथा) 


बोलें | पाटलिग्राम वर्ग | १२३ 


तब, आयुष्मान्‌ नागसमाल भगवान्‌ के पान्न चीवर को वहीं जमीन 
पर फेंककर चले गए---भन्ते ! यह भगवान्‌ का पात्र चीवर है । 


तब, उस रास्ते पर जाते हुए, आयुष्मान नागसमाल को बीच ही' 
में चोरों ने पकड़ कर लात हाथ से खूब पीदा--पात्र को फोड़ दिया और 
संघादी को फाड़ चीर दिया । 
तब, आयुष्मान्‌ नागसमाल अपने फूटे पात्र और फटी चटो संघादी 
को लिए, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आए और भगवान्‌ का अभिवादन कर, 
एक ओर बेंठ गए। एक ओर बेठे हुए आयुष्मान्‌ नागसमाल ने भगवान्‌ 
को कहा, “भल्‍्ते ! उस रास्ते पर जाते हुए बीच ही में चोरों ने सुम्के 
पकड़ कर लात हाथ से खूब पीटा, पात्र को फोड़ दिया, ओर संधाटी को 
फाड़ चीर दिया ।”? 
इसे जान, डस समय भगवान्‌ के मुह से उदान के ये शब्द 
निकल पड़े--- 
“परिडत लोग मूर्ख पुरुषों के साथ हिलमिल् कर 
रहते और चलते हुए, 
ज्ञान पूर्वक उनके पाप को छोड़ देते हैं, जैसे क्रोंच पत्ती 
दूध पीकर पानी छोड़ देता है” ॥७।॥। 


९ ५, 
(| ९४६२ 
ढक 


झ् 
दे 


्, 


८-विशाखा के नाती मर जाने पर भगवान्‌ का उपदेश करना' 


ऐसा मेंने सुना । 
.. एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में मुगारमाता के पूवोराम प्रासाद 
में विहार करते थे । 
उस समय, विशाखा मगारमाता का बढ़ा प्यारा नाती मर गया' 


१२४ ] उदान | हट 


था| तब, विशाखा मगारमाता उसी दुपहरिये में भोगे कपड़े और 
भीगे बाल जहाँ भगवान थे, वहाँ आई और भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बंठ गईं । 

एक ओर बेठी हुई विशाखा स्गारमाता को भगवान्‌ ने कहा, 
“झरे बिशाखे | इस दुपहरिये में भीगे कपड़े ओर भीगे बाल तू यहाँ किस 
'लिए आई है ?” 

भन्‍्ते ! मेरा बड़ा प्यारा नाती मर गया है; इसोलिए मैं इस ढुप 
हरिये में भोगे कपड़े और भीगे बाल यहाँ आई हूँ । 


विशाखे ! आ्रावस्ती में जितने, मनुष्य बसते हैं उतने नाती पोते 
लेना चाहेगी ! 

हाँ भन्‍्ते ! उतने नाती पोते लेना चाहूँगी । 

विशाखे ! आवस्ती में प्रति दिन कितने क्ोग मरते हैं ? 

. भन्‍्ते ! भ्रावस्ती में प्रतिदिन दश मनुष्य भो, नव सलुष्य सी, ० 

एक मल्ुष्य भी मरता है। भन्‍्ते ! किसी किसी दिन कोई भी नहीं मरता । 

विशाखे ! तो क्या समझती हे--तब, तुम्हारे भीगे कपड़े और भीगे 
बाल कभी भी सूखने पायगे ? 

भन्‍्ते ! ठीक कहते हैं, इतने नाती और पोते भारी जंजाल होंगे । 

विशाखे ! जिनको एक सो प्यारे है, उनको एक सो दुःख हैं; जिनको 
नब्बे प्यारे हैं, उनको नब्बे दुःख हैं; जिनको अस्सी प्यारे हैं, उनको 
अस्सी दुःख हैं; जिनको सत्तर प्यारे हैं, उनको सत्तर दुःख हैं; जिनको 
साठ प्यारे हैं, उनको साठ दुःख हैं; ० जिनको दो प्यारे हैं, उनको दो 
दुःख हैं ; जिनको एक प्यारा है, उनको एक ही दुःख हे । और, जिनको 
कोई प्यारा नहीं, उनको कोई दुःख भी नहीं । राग से रहित रहने 
वाले को कोई शोक नहीं होता--कोई परेशानी डटठानी नहीं पढ़ती । 
ऐसा में कहता हूँ । 


मूह. ] पाटलिग्राम वर्ग [ १२७ 


“शोक करना, रोना पीटना, तथा भोर भी संसार में होने वाले 
अभेक प्रकार के दुःख, 

प्यार करने से ही होते हैं ; जो प्यार नहीं करता, डसे कोई दुःख 
भी नहीं होते । 

तब, संसार में भिन्हें कहीं भी प्यार नहीं लगा है, वे ही सुखी 
ओर शोक-रहित होते 

इसलिए, संसार में कहीं भी प्यार न बढ़ाते हुए, विरक्त 
रहने का यत्न करना चाहिए ॥८ा। 


५५ # 
भू 


5 
शव 


| 
६») 
कक 
9५५ 


६--आयुधष्मान्‌ दब्च का परिनिवाण 


ऐसा मेंने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ राजगृह के वेह्ुवन कलन्दक निवाप में 
विहार करते थे । 

तब, मत्लपुत्र आयुष्मान्‌ दृब्ब, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गए और 
भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओरे बेढे हुए ० 
आयुष्मान्‌ दृब्ब भगवान्‌ से बोले, “भगवन्‌ ! परिनिर्वाण करने का मेरा 
समय आ गया । 

दब्ब ! जेसा ठीक समझो | 

तब, ० आयुध्मान्‌ दब्ब आसन से उठ खड़े हुए ओर भगवान को 
प्रणाम तथा प्रदक्षिणा कर आकाश में उठ, वहीं आसन लगा, बड़े तेज से 
जलते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। आयुष्मान्‌ दब्ब के आकाश में 
डठढ, वहीं आसन लगा, बड़े तेन से जूते और घधकते हुए परिनिर्वाण 
प्राप कर लेने पर न तो उनके भस्म का और न कोयले का पता लगा | 
जैसे घी या तेल के धधक कर जल जाने पर न तो उसके भस्म का और 


२६ । डदान [्‌ ६5.१० 


न कोयले का पता लगता है, वैसे ही आयुष्मान्‌ दब्ब के आकाश में उठ, 
वहीं आसन लगा, बड़े तेज से जलते और घचकते हुए परिनिर्चाण प्राप्त 
कर लेने पर न तो उनके भस्म का और न कोयले का पता लगा। 
इसे जान, उस समय भगवान के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 

पढ़े--- ' 
“शरीर छोड़ दिया, संज्ञा निरुद्ध हो गईं, 

सारी वेदनाओों को भी बिल्कुल जला दिया । 
संस्कार शान्त हो गए, 

विज्ञान अस्त हो गया ॥8॥ 


का सं, 
के ३३५९६० 
० 


१०--आयुष्सान्‌ दब्ब की निवाण गति 


ऐसा मेंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिणिडिक के जेतवन 
आराम में विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “दे भिक्षुओ !” 

“अस्ते !” कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 

भनवान्‌ बोले, ““मिक्षुओ ! ० जैसे घी था तेल के घचक कर जल 
जाने पर न तो उसके भस्म का और न कोयले का पता लगता है, वेसे 
ही आयुष्मान्‌ दब्ब के आकाश में उठ, वहीं आसन लगा, बड़े तेज से 
जलते और धधकते हुए परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर न तो उसके भस्म 
का और न कोयले का पता लगा | 

इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकक 


'पढ़े-- 


5.१०, पाटलिग्राम वग [ १२७ 


“लोहे के घन को चोट पड़ने पर जो चिनगारियाँ उठती 
हैं, सो तुरत ही बुर जाती हें--कहाँ गईं कुछ पता नहीं चलता। 
इसी प्रकार, काम-बन्धन से मुक्त हो निर्वाण पाए हुए, तथा 
अचल्ा सुख पाए हुए जन की गति का कोई भी पता नहीं 
लगा सकता? ॥१०॥ 


उदान समात्त 


नाम-अनुक्रमणी 


अचिरवती, ५.० 

अजकलापक, १.७. ( चैत्य और 
यक्ष ) 

अजपाल निग्रोध, १.४. 

अज्ञात कोण्डजज, ७. ६ 

अ्रनाथपिण्डिक, १,४.७ इत्यादि 

अजुपिया, २ १० 

अनुरुद्र, १.5. 

अवन्‍ती, ५.४६ 

प्राननद, १.०॥३.३।५,२।५,६।८, ६ 
१,१०।७,६।८८,४ ६ 

इच्छानड्रलक, २.७५ 

उद्देन, (चैस्य) ७.१। (डदयन राजा) 
७,१५० 

उपचवत्तन, ४.२ 

उपसेन बद्धन्तपुत्र ७.६ (सिक्षु) 

उरुवेज्ञा, $.१,२.३.४।२.१।३.१० 

कांज्ा रेवत, ५.६, 

कपोत कन्दरा, 8.४ 

कल्लनन्दकनिवाप, देखो वेलुवन 

कालिगोधा, देखो भहिय 

किमिकाल्ला, ४.१ 


कुकुद्दा, ८.५ 

कण्डिया, २.८ 

कुण्डिठान वन, २, ८ 

कुरघर, ७.६ 

कुसिनारा, ४. २।८.७ 

कोलिय धीता, देखो सुप्पषासा 

कोलियपुत्र, २.८ 

कौशाम्ब्री, 8.७॥७.१० 

कोशल, ४,३।७,६|८, ७ 
प्रसेनज्ञित' भी । 

गड़ग, ५,५।८-६ 

गया, १.६ 

गयाशीषे, १.९ 

गौतम, ५.३ (द्वार, तोथ)। ८-६ 

गोतमक, (चैस्य) ६.५ 

घोषिताराम, ४.०।७.१० 

चापाल, (चेत्य) ६.१ 

चालिकऊा, चालिक, ७.१ 

चन्द सोनार, ८.प 

चन्दक, ८,५ (गाथा में 'चन्द”) 

चलपनन्‍्थक, ५-१० 

जन्तुप्राम, ४०१ 


देखो 


५ 


जेतवन, १.४.८ 

तगरशिखि, ७५,३ 

धूण, ७, ६ 

दब्ब मत्ल्वपुत्र, ८ 8.१० 

देवदत्त, १.७०. ८ 

धमंसेनापति, २ ८ ( > सारिपुत्र) 

नन्‍द (भगवान्‌ का मौपेरा भाई) 
३.२ 

नागसमाल, ८.७ 

नेरक्षाा (वर्तमान 'फंलग्‌ 
नदी ), १.१.२.३.४।२.१।३. 
१७० 

पवत्त, ५. ६ 

प्रसेनजित्‌ कोशलराज, 
8।४,८।७५, १।६.३ 

पाटल्ी, १.७ 

पाटक्षिग्राम, ८.६ 

पाटलिपुत्र, ८.६ 

पालेयय, 8.७ 

पावा, १,$.८.७ 

पिणड्ील भारद्दाज, 9७.६... 

पिप्फलियुंहा (इस नांस का विहार) 
१.६।३.७ 

मिलिन्दवच्छ, ३.६ 

पूव(र।स, २-६. 

बहुपुत्र, (चित्य) ६.१ ४ 


२.२ ६ 


) 


बाहिय (दास्त्वीरिय), १.१० 

बिम्बिसार सेनिय, २.२ 

बोधिध्रृत्ष, १.१.२०३।३.१० 

भसद्रशाल, ३.०७ 

भहिय काल्िगोधा का पुत्र, २.१० 

मगध, ८.६ 

मत्लपुत्र, देखो 'दब्ब' 

मह्लिका, ५.१ 

महाकात्यायन, ५.६।७५८।१,७ 

महाकंप्पिन, १४. 

मद्दाकाश्यप, १.७।२.८। ३.७ 

महाक्रोटिउत, ५.५ 

महाचन्द, १.५ 

मंद्दामौदगढ्यायन, १.७।३.७॥४.४। 
७५, ७ ! 

मही, ५.५ 

मागधघ, २.२ 

मिगारमाता, २.९॥७.०७५॥६, १८. ८। 
(देखो 'विशाज्ा ) 

मुचलिन्द (ब्रृक्ष, ओर 
२.१ 

मेधिव, ४.१ 


सपंराज) 


' यँप्तुना, ५.७ 


यशोीज, ३.३४ 
राज्षित बन-खयड, ४.५ 
राजगृह, १.६।३ ६.७।४ ०३ .९।५.३,. 


६  ओ 


८।६.८,९. € 

रेचत, १.७ 

लकुण्टक भहिय, ६.१.२.७ 

वग्गुमृदा, ३.३ 

बड्न्‍न्त पुत्र, देलो उपसेन 

वच्छ, देखो पिलिन्दवच्छ 

वज्जि, ३.३।८, ३ 

विशाखा, २.६।८.८ 

वेलुबन कल्नन्द्कनिवाप, १.६।३. 
६,७,.४,३.६॥०,३.८।६ पाप. & 

वेशाली, ३.३।४.१ 

शाक््यपुत्र, ७.८ 

सद्गाममजी, १.८ 

सप्ताम्न, (चेत्य) ६.१ 


सरभ, ७.७ 

सामावती, ७.१० 

सारन्दद, (चैस्य) ६.१ 

सारिपुत्र, १.७३ ,४।४,४,७, १ ०।७., 
१,२ 

श्रावसती, १.४८ इत्यादि 

सुनीघवस्सकार, ८.६ 

सुन्दरी, ४.८ 

सुप्रचुद्द, ५,३ 

सुप्पवासा कोलियधीता, २,८ 

सुप्पारक, १.१० 

सुभूति, ६,७ 

सेनिय ब्िम्बिसार, २.२ 

सोण (शोण), ५.६ 


